बुद्ध-वाणी 


श्रो वियोगी हरि 


१६७६ 
मस्ता साहित्य मण्डल 
नई दिल्‍ली 


शंका शक हे 
भतेण्ड उपाध्याय , मंत्री 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 





तीसरी बार + १६४६ 


मूल्य 
एक रुपया 








मुद्रक 
वियोगी हरि 
उद्योगशाला प्रेस, 
किगसव, दिल्ली 


नवीन संस्करण पर दो शब्द 


बुद्ध वाणी? का यह दूसरा सस्करण प्रकाशित हो रहा है। बौद्ध 
साहित्यकी ओर इधर हिन्दी जगत्‌की खासी अभिरुचि बढ़ी है, इसमें सदेह 
नही। श्री राहुल साक्ृत्यायन द्वारा कई अनुवादित ग्र थ अनत्रप्र काशित हो 
चुके हैं| मदन्‍त श्री आनंद कोसल्यायनने भी सुप्रसिद्ध जातकों और 
महावशके सुन्दर प्रामाणिक अनुवाद करके हिदी-साहित्यकी बडी सेवा 
की है। 

मित्रवर भदत श्री आनंद कौसल्यायनने मनोयोगपूर्वक “बुद्ध-वाणी” 
का अवलोकन किया और अनेक महत्त्वपूर्ण सशोधन सुभाये, जिसके लिए 
मैं उनका कृतज्ञ हैँ । 


हरिजन-निवास, दिल्ली बियोगी हरि 
दिसम्बर, १६४४ 


|| 


॥ 


अज्ः जी 


| 


| 


जा >अ 3 


&थ ब्यदथ क्ष थे 9 असम 
22 


«(2 


ग्रन्थ संकेत-निर्देश 


मज्मिम निकाय ( राहुल सांकृत्यायन ) 

दीघ निकाय 

अंगुत्तर निकाय 

संयुत्त निकाय 

धम्मपद 

सुत्त निपात ( धर्मानंद कोसांबी--शुजराती 
संस्करण ) 

बुद्धचर्या ( राहुल सांकृत्यायन ) 

बुद्ध्तीला ( ध्मोनंद कौसांबी--शुजरातो 
संस्करण ) 

बुद्धदेव ( जगन्मोहन वर्मा ) 


बुद्ध-शासन 
महामंगल 
आयंसत्य-चतुष्टय 
अष्टागिक मार्ग 
जागतिके चार साधन 
सं्त धर्मरत्न 
ब्रह्म-विहार 

सत्य 

अहिंसा 

अमृतकी खेती 
मेत्री भावना 
अक्रोध 

तृष्णा 

अतः्शुद्धि 

चित्त 

अनित्यता 


विषय-निर्देश 


९ 
द्‌ 
रे 
पे, 
७ 
१९ 
१३२ 
५४ 
१६ 
श्८ 
श्द्द 
१६ 
श्र 
२४ 
२७ 
डे छ 


शोक किसकेलिए ? 
विषयोका मीठा विष 
वेराग्य 

वाद-विवाद 
ग्हस्थके कत्त व्य 
चार संवास 

मित्र ओर अमित्र 
जाति नैसगिक केसी ? 
ब्राह्मण किसे कहें ? 
चाडाल कौन ? 
भिक्तु 

सम्यकू परिव्राजक 
प्रश्नोत्तरी 

अतिम उपदेश 


सूक्तिकण 


३३ 
३४, 
३८८ 
हिछ 


४६ 
छू छ 


४६ 
५६ 
धर 09 
६२ 
६३ 
७ 
७६ 


अस्तावना 


आचाय काका कालेलकरने एक जगह लिखा है कि “बुद्ध भगवान्‌ 

की शिक्षा आजके युगके लिए. विशेष रीतिसे अनुकूल है, विशेष रीतिसे 
पोषक है |” संसारमें आज हर चीजका बड़ी बारीकीसे विश्लेषण हो रहा 
है| विश्लेषणकी कसोटीपर जो चीज खरी नहीं उतरती, उसे अ्रपनाने क्या 
छूने तक में दुनिया अब आनाकानी करने लगी है | मानवताके मूलम ओरोत- 
प्रोत चर्म फिर इस व्यापक छानबीनसे, इस बौद्धिक क्रातिसे अछूत केसे रह 
सकता था ! संसारके छोटे-बडे धर्म-मजहबोका भी इधर कुछ वषसे स्वतत्र 
इृष्टि विश्लेषणात्मक अ्रध्ययन होने लगा है। और इसीसे काका कालेल- 
करने बतंमान शताब्दीको “धर्म-मंथन-काल' कहा है। आज इस धर्म- 
मंथन-कालमें इलहामका आडिनेस? मानने को मनुष्यकी आत्मा तेयार नहीं, 
यद्यपि कभी-कभी अध-अ्रश्नद्धावश आवेशमें वह अविवेकका भी प्रदर्शन 
कर बेठती है | शुद्ध बौद्धक कसौटीपर कसते समय यह देखा जाता है 
कि वह धर्म समभाव और समन्वयका कहाँतक समर्थक है, वेषम्प और 
छइु घको आयको यह उत्तं जन तो नहीं दे रहा हे, और सबसाधारणका 
कल्याण उसके द्वारा कहमतक संपादित होता है। किन्तु इस धमंतुलाको 

में एकदम नई कसोडी कहने के पक्तमे नहीं हूं। धर्मंकी यह तराजू उतनी ही 
प्राह्ीन है, जितनी प्राचीन हमारी प्रज्ञा है। कई सदियोतक हमारे अधमे- 
मूलक दुराग्रह ने इस अनमोल चीजको ओमल जरूर कर रखा था ओर 
कुछ अंशोम आज भी कर रखा है, पर जगतके क्रातदर्शा संतो ओर महा- 
पुरुषोंने अपना शोधन-काय तो सदा जारी ही रखा | समय-समयपर उन्होने 
मनुष्यकी बुद्धिपर पड़ा हुआ. वह विभेदक पर्दा उठाया और उससे कहा 
कि “देख, धमर्मका सच्चा सनातन रूप यह हैं! एबं धर्म: सनातन: ।” 
मसनबान्‌ चुदने तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों कह दिया था कि “आओ, और 
अप्रनी अज्ञा की आंखसे” धर्मकी देखो--एहि पश्यक घसमे |”? यही 


[ आठ | 


कारण है कि बुद्ध भगवानकी शिक्षा आजके युगके लिए विशेष गीतिसे 
अनुकूल है ओर विशेष रीतिसे पोषक है । 


जहा अन्य धर्मोने पात्रम रखी जानेवालौ “वस्तु! के विषेचनम अपने 
दाशनिक श्ञानकी सारी पू'जी खर्च कर डाली है, वहा बौद्धधर्म में पात्रकी 
सम्यक्‌ शुद्धिपर ही सबसे अधिक जोर दिया गया है ओर यही इस मानव- 
धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता है। ओर इसीसे आस्तिक ओर नास्तिक दोनों 
ही इस कल्याणमूलक घममें समान समाधान पाते हैं | कोई विवाद नहीं, 
कोई कलह नहीं । अष्टागिकमार्गी या अंतःबुद्धिका साधक हूं प्रमूलक वाद- 
विवादसे अलग ही रहेगा । मेंत्री, मुदिता, उपेज्ञा और करुणाके शीतल 
जलमें जिस मनुष्यने अपना रोम-रोम भिगो लिया है, वह विवाद, दर घ, 
परिग्रह और कलह की कभी कल्पना भी नही कर सकता । वह किसके 
साथ तो राग करे और किसके साथ द्वघ ? 


यह सही है कि रुढ़िप्रिय मनुष्यकी अंतडियोके घातक फोडे में बुद्ध 
भगवानने नश्तर लगाया था और उससे वह एकबार क्र दू हो चीख उठा 
था। पर वहा भी भगवानकी अ्रसीम करुणाको शल्याबद्ध मनुष्यके अतर 
की पीडा हरनी थी, उसका सारा सडा मवाद निकालना था, उसका हृदय- 
धर शुद्ध करना था। रोगीके प्रलाप ओर अभिशापसे भगवान्‌ डर जाते, 
तो उसे '्रह्म-विहार' का आनंदलाभ केसे होता ? पीछे, जब आँखें 
खुलीं, तो अपने महाकारुणिक चिकित्सकको उसने जगत का उद्धारक 
ही नहीं, ईश्वरका अवतार तक माना और उसकी श्रद्धावनत अंतरात्मा 
से बरबस ये शब्द निकल पड़े-- 
बुद्ध शरण गच्छामि; 
धर्म शरणं गच्छामि; 
संघं शरणं गच्छासि । 


ट /६ 04 


[ नो | 


समयके फेरसे बौद्धघर्मं आज अपनी जन्मभूमि मारतमे प्रत्यक्ष नही 
दिखाई देता, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसका सबंथा लोप हो 
गया है। हमारे राष्ट्रपर, हमारे जीवनपर आज भी उस महान्‌ मानव- 
धर्की अमिट छाप लगी हुई है। भले ही हम अपनेको प्रत्यक्षमे बौद्ध न 
कहें, पर बौद्धधर्मका प्रेरणाप्रद प्रभाव हम भारतवासियोके जीवनमे 
परोक्षतः कुछु-न-कुछ काम तो कर ही रहा है। प्रयागमें आज तीसरी 
नदीका प्रत्यज्ञ दशन कहा होता है, पर त्रिवेणी के एक एक कणुका 
महत््वश्रोर अस्तित्व उस लुप्तघारा सरस्वतीकी ही बदौलत बना हुआ 


हे । 
पर इस तरह आत्म-सतोष कर लेने से काम नहीं चलेगा । मगवान्‌ 


बुद्धका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। बोद्ध-वाडम्मयके प्रति हमारी 
यह उदासीनता सचमुच अक्ञम्य है। हमारी राष्ट्रभाषाका बौद्ध साहित्य- 
के प्रकाशनम तीसरा नंबर आता है| वह हमारे लिए. भारी लज्जा और 
दुःखका विषय नहीं तो क्‍या है ? बंगभाषाका बौद्ध साहित्यके प्रकाशन 
में प्रथम स्थान है । उसके बाद स्यात्‌ मराठीका नंबर है। मराठीम आचाय 
धमानंद कौसाँबीने बडी योग्यता ओर विद्गत्तापूवंक अनेक पाली प्र थोंका 
अत्यंत सुन्दर अनुवाद किया है। कौसाबीजीके कुछ बोद्ध ग्र थोंका गुजराती 
भाषातर भी प्रकाशित हो चुका है| हिंदीम॑ तो दो तीन साल पहले, सिवा 
चार-पाच बुद्ध-जीवनियों ओर धम्मपदके तीन-चार अनुवादोके, कुछु 
था ही नहीं | इधर बेशक इस दिशामे हिंदीने अच्छी प्रगति की है । 
महापंडित त्रिपिव्काचायें श्री राहुल साकृत्यायनने समस्त “त्रिपिय्क? 
( सुत्तपिटक, विनयपिठटक और अभिधम्मपिणक » का हिदी-अनुवाद 
करने का निश्चय किया है। 'मज्किम निकाय? -का अनुवाद तो प्रकाशित 
भी हो गया है। भ्री साकृत्यायनजी द्वारा संपादित आचाये बसुबंधुरचित 
अमिधमकोश” भी प्रकाशित हो चुका है। यदि बही क्रम जारी रहा तो 
श्री साकृत्यायनजीके कथनानुसार मूल बोद्-साहित्यके खनुवादम हिंदीका 


[ दस | 


स्थान भारतीय भाषाओम ही प्रथम नहीं हो जायगा, बल्कि हमारी 
मातृभाषा यूरोपीय माषाओसे टक्कर लेने लगेगी | 

ग्त्र दो शब्द प्रस्तुत पुस्तकपर | धम्मपदका में एक जमाने से भक्त 
हूँ । इधर श्री धमानंद कौसाबी और श्री राहुल साकृत्यायनके अनुवादित 
ग्रन्थ देखकर तो में 'कुसलस्स उपसंपदा?-वाले बुद्ध-शासन पर मुग्ध 
हो गया हूँ। सुत्तनिपात” दो बार पूरा पढा, तो भी तृप्ति नही हुई । 
पुस्तक पढ़ते समय अपने श्त्यंत प्रिय स्थलोपर निशान लगाने की मेरी 
पुरानी आदत है| पढते-पढ़ते मुझे सका कि मगवान बुद्धकी सूक्तियोका 
लगे हाथो एक छाटा-सा विषयवार सग्रह क्यो न कर डाला जाय ? मित्रा- 
मे चचा की तो उन्होने मुझे प्रोत्साहन दिया । उसी इच्छा और प्रोस्साहन 
का परिणाम यह बुद्ध-बाणी” नामक सूक्ति संग्रह है | 

ओरभम आयंसत्य-चतुष्टय, शअ्रष्ठागिक मारे, स्मृत्युपस्थान आदि 
बौद्धधमके मूल विषय कदाचित्‌ पाठकोकों ऊपरसे कुछ नीरस-से लगे, पर 
थोड़ा मनोयोगपूव॒क पढ़ेंगे, तो इन दाशनिक सूक्तियोमें उन्हें आत्म-तृप्ति 
कर आनंद-रस मिले बिना न रहेगा | अत में 'सूक्तिकृश| एक खड 
दिया है, जिसमे विविध विषयोकी सृक्तियोका संग्रह किया गया है। 
पाठकोसे मेरा आग्रह है कि सूक्ति-कणशको वे अवश्य आद्योपात पढ़े । 

कौन सूक्ति किस ग्र थसे ली गई है इसका निर्देश मैने प्रत्येक सक्ति- 
संग्रह-विभागके अंतर्मे कर दिया है। पुस्तक के अतमें बौद्ध साहित्यम 
प्रयुक्त खास-खास पारिभाषिक शब्दोंका एक सक्तिष्त कोश भी दे दिया है | 

बुद्ध-चाणी! ने लोगोंके हृदयमं यदि नौद्ध-वाड्मयके निर्मेल सरोवर- 
में अ्वगाहन करने की थांड़ी भी लालसा जगाई, तो मैं अपना यह नुच्छ 
प्रयास सफल समझू गा | 


द्ल्ली 
श्रावण, स॑० १ ६६९ | --वियोगी हरि. 


बुद्ध-वाणी 


बुद्ध-शासन 


१. सारे पापोंका न करना, 'कुशल' धर्मों , अर्थात्‌ पुण्योका संचय 
करना और अपना चित्त परिशुद्ध रखना--यही बुद्धोंकी शिक्षा है । 
2, 
२, बुद्धोंकी यह शिक्षा है -- 
(१) निदा न करना; 
(२) हिसा न करना; 
(३) आचार नियम द्वारा अपनेको संयत रखना; 
(४) मित भोजन करना; 
(५) एकान्तमें वास करना; 
(६) चित्तको योगमें लगाना | 


१. सब्ब पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा | 
सचित्तपरियोदपनं, एत॑ं बुद्धान सासनम्‌ ॥ 
२. अनूपवादों अनूपधातो, पातिमोक्खे व संवरो; 

मत्तच्जृता च भत्तस्मिं पतथ्म्य सयनासन । 
' अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानसासनं । 
१--२:ध. प, (बुद्धवग्गो) 


महामंगल 

१. मूखोंके सहवाससे दूर रहना, सत्पंडितोका सत्संग करना और 
पूज्य जनोको पूजना ही उत्तम मंगल है । 

४२. अनुकूल प्रदेशका वास, पूर्वजन्मके पुण्य ओर सन्मार्गम मनकी 
इृढ़ता--यही उत्तम मंगल है | 

३, विद्या और कलाका संपादन, सद्व्यवहारका अभ्यास तथा 
सुमाषण--यही उत्तम मगल है | 

, ७. माता-पिताकी सेवा, स्त्री-पुत्रादिकी संभाल ओर व्यवस्थित रीति- 

से किये हुए. कमं-- यही उत्तम मंगल है । 

४. आदर, नम्नता, सतुष्टि, कृतशता और समय-समयपर सद्धर्म- 
का सुनना--यही उत्तम मंगल है| 

है, ज्ञमा, मधुर भाषण, संतोंका सत्सग ओर समग-समयपर धर्म- 
चचा। यही उत्तम मगल है। 

७, तप, ब्रह्मचयं, आयसत्योंका# शान तथा निर्वाशपदका साक्षा- 

त्कार--यही उत्तम मंगल है। 


# दुःख, दुःख-समुदाय, दुःख-निरोधका मागे इन चार सत्यों 
को भगवान बुद्धने आयसत्य-चतुष्टय” कहा है । 
१--८. सु, नि, (महामंगल सुत्त) 


आयसत्य-चतुष्टय 

१. पहला आयेसत्य दुःख है। जन्म दुःख है, जरा दुःख है, “ब्याधि 
दुःख है, मृत्यु दुःख है, अप्रियका मिलना दुःख है, प्रियका बिछुड़ना 
दुःख है, इच्छित वस्तुका न मिलना दुःख हैं। सक्तेपमें, रूप, वेदना, 
संज्ञा, सस्कार और विज्ञान यह पंचोपादान स्कध (समुदय) ही दुःख है) 

२. दुःख समुदाय नामका दूसरा आयसत्य, यह तृष्णा है जो पुनर्भे- 
वादि दुःखका मूल कारण हैं। यह तृष्णा रागके साथ उत्न्न हुईं है | 
सासारिक उपभोगो की तृष्णा, स्वगंलोकमें जानेकी तृष्णा और आत्महत्या 
करके ससारसे लुप्त हो जानेकी तृष्णा इन तीन तृष्णाओ से मनुष्य अनेक 
तरह का पापाचरण करता है और दुःख भोगता है | 

३. तीसरा आयंसत्य दुःखनिरोध है। यह प्रतिसगंमुक्त ओर 
अनालय है। तृष्णाका निरोध करनेसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है, देहदंड 
या कामोपभोगसे मोज्नलाभ होने का नही | 

४. चौथा आयंसत्य दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा है। इसी आये- 
सत्यको अष्टांगिक मारे कहते हैं। वे अशग ये हैं -- 

(१) सम्यकू दृष्टि, (२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) सम्यकू वचन, 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, 

(७) सम्यकू स्मृति, (८) सम्यक समाधि । 

दुःखका निरोध इसी मागपर चलनेसे होता है । 

४. दुःख नामक पहला आयसत्य पूर्व समयम कभी नही सुना गया 
था | यह दुःख नामक आयसत्य परिक्षेय हे । 

६. दुःखसमुदाय नामका दूसरा आयसत्य पूबे समय कभी नहीं 
सुना गया था। यह दुःखसमुदय नामका आयेसत्य त्याज्य हैं | 

७, दुःखनिरोध नामका तीसरा आयेसत्य पूर्व समयमें कमी नहीं सुना 
गया था| यह दुःखनिरोध नामका आयेसत्य साज्ञातकरणीय कतेन्य है। 


है बुद्ध-वाणी 


८. दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपदा नामका चौथा आर्यसत्य पूर्व 
समयमें नहीं सुना गया था। यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा नामक 
आयसत्य भावना करने योग्य है । 

६. इस आयंसत्य चत॒ष्टय! से मेरे अंतरमे चक्तु, शान, प्रशा, विद्या 
ओर आलोक की उत्पत्ति हुई । 

१० जबसे मुझे इन चारो आयेसत्योका यथार्थ सुविशुद्ध श्ञानदर्शन 
हुआ, मैने देवलोकमें, मारलोकमे, श्रवणजगत्‌ और ब्राह्मणीयप्रजामे, 
देवों और मनुष्योंमें यह प्रकट किया कि मुझे अश्रनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि# 
प्रात्त हुई और मै अभिसंबुद्ध हुआ, मेरा चित्त निर्विकार और बिमुक्त 
हो गया और यह अब मेरा अंतिम जम्म है। 

११. परित्राजकको इन दो अंतों (अतिसीमा) का सेवन नही करना 
चाहिए. । वे दोनों अत कोन हैं ? पहला अंत है काम-वासनाओमें काम- 
सुखके लिए. लिप्त होना । यह अंत अत्यन्त हीन, आम्य, निकृष्ट जनोके 
योग्य, अनाय्ये और अ्रनथंकारी है | दूसरा अंत है शरीरकों दंड देकर 
दुःख उठाना | यह भी अनायसेवित और अनर्थयुक्त है। इन दोनों अतो- 
'को त्यागकर मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग (अश्टंगिक मार्ग) ग्रहण करना 
चाहिए. । यह मध्यमा प्रतिपदा चक्तुदायिनी और ज्ञानप्रदायिनी है। इससे 
उपशम, अभिज्ञान, सबोधन और निर्वाण प्राप्त होता है। 





६8 परमज्ञान, मोक्षज्ञान 
१-११. बु. च. (धर्मेचक्रप्रवर्तन सूत्र) 


+ थे *+ 
6 (रे 
अष्टागिक मां 
१, सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू सकल्प, सम्यक्‌ बचन, सम्यकू कमात, 
समग्यकू आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यकू स्मृति और सम्यक्‌ समाधि-ये 
आये अष्टागिक माग हैं | 
२ सम्यक्‌ दृष्टि, दुःखका ज्ञान, दुःखोदयका शान, दुःख-निरोध- 
का ज्ञान और दुःख-निरोधकी ओर ले जाने वाले मागंका शान, इस आये- 
सत्य-चतुष्टयके सम्यक ज्ञानकों सम्यक दृष्टि कहते हैं । 
३ सम्यक संकल्प, निष्कमंता-संबन्धी, अ्रथात्‌ अनासक्ति-संबंधी 


532 अहिंसा-संबंधी संकल्प ओर अद्रोहसंबधी संकल्पको सम्यक्‌ संकल्प 
कहते हैं । 
४, सम्यक्‌ बचन, अ्रसत्य वचन छोडना, पिशुन वचन अथात्‌ 


220 छोड़ना, कठोर वचन छोडना ओर बकवाद छोड़ना सम्यक्‌ 
वचन है | 
४, सम्यक्‌ कर्मात, प्राशिहिसासे विरत होना, बिना दी हुई वस्तु 


न लेना ओर कामोपभोगके मिथ्याचार (दुराचार) से विरत होना ही 
सम्यक्‌ कमात है | 

६ सम्यक आजीव, आजीविकाके मिथ्या साधनोको छोड़कर 
अच्छी सच्ची आजीविकासे जीवन व्यतीत करना सम्पक्‌ आजीव है । 

७, सम्यक्‌ व्यायाम, अकुशल' धर्म, अथात्‌ पाप उत्पन्न न होने 
देने के लिए निश्चय करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, चित्तको 
पकडना और रोकना तथा कुशल धर्म, अथात्‌ सत्कमकी उत्पत्ति, स्थिति, 
विपुलता और परिपूणताके लिए, निश्चय, उद्योग आदि करना ही सम्यक्‌ 


व्यायाम है | 
८ सम्यक स्मृति, अशुचि, जरा, मृत्यु आदि दहिक धर्माका 


अनुभव करना तथा उद्योगशील अनुभवज्ञानयुक्त हो लोभ और मानसिक 
संतापको छोचकर जगत्‌म विचरना ही सम्यक्‌ स्मृति है | 


६ बुद्ध-बाणी 


६, सम्यक्‌ समाधि, कुशल धमों अथात्‌ सन्मनोदइत्तियोमें समाधान 

रखना ही सम्यक्‌ समाधि है | 
१०, इस सम्यक्‌ समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान- 

रूपी चार सीढ़ियाँ हैं | 

पहले ध्यानमे वितके, विचार, प्रीति (प्रमोद) सुख और एकाग्रता 
होते है । 

दूसरे ध्यानमें वितके और विचारका लोप हो जाता है; प्रीति, सुख 
ओर एकाग्रता ये तीन मनोबृत्तियों ही रहती हैं । 

तीसरे ध्यानमें प्रीतिका लय हो जाता है; केवल सुख और एकाग्रता 


ही रहती है। 


चोये ध्यानमे सुख भी लुप्त हो जाता है; उपेक्षा और एकाग्रता 
ही रहती है ! 


११ अमृतकी ओर ले जानेबाले मारगों में अ्रष्ठागिक मां परम 
मंगलमय मारे है। 


१२, दुःख आयसत्य, दुःख-समुदय आयसत्य, दुःखनिरोध आयसत्य 
और दुःखनिरोधगामीमाग आयसत्य, इन चार आयेसत्योका ज्ञान न 
होने से युगानुयुगोंतक हम सब लोग संसतिके पाशमें बंधे पडे थे | किन्तु 
अब इन आयसत्योका बोध होनेसे हमने दुःखकी जड़ खोद निकाली है 
और हमारा पुनजन्मसे छुटकारा हो गया है | 


हि 


१-१९, दी. नि. (महासतिपट्टान सुत्त) ११, म. नि. (मागदिय 
सुत्तत्त) ११. दी. नि. (महापरिनिव्वाण सुत्त) 


जागृतिके चार साधन 
(चार स्मृत्युपस्थान ) 


९, शुद्ध होने के लिए, शोक और दुःखसे तरने के लिए, दौर्मनस्य 
( मानसिक दुःख ) का नाश करने के लिए, सन्मागे प्राप्त करने के लिए, 
आर निर्वाशपदका साज्षात्‌ करने के लिए, चार स्मृति-उपस्थानोंका मार्ग 
ही एकमात्र सच्चा माग है | 


२. चार स्मृति-उपस्थान ये हैं-- 
(१) अपनी देहका यथाथ रौतिसे अवलोकन करना; 
(२) वेदनाका# यथार्थ रीतिसे अवलोकन करना; 
(३) चित्तका यथार्थ रैतिसे अवलोकन करना; 
(४) मनोबृतियोका यथाथ रीतिस अवलोकन करना | 
ये चार स्मृति-उपस्थान अथात्‌ जाग्रतिके श्रेष्ठ साधन हैं | 
३. अरण्यमें वक्षके नीचे अथवा एकातमें पालथी मारकर गर्दनसे 
कमरतक शरीर सीधा रखकर भिक्नु. जागरूक रहकर श्वास खींचता है 
आर प्रश्वास बाहर निकलता है, उसका आश्वास और प्रश्वास दीध है 
या हस्व, इसकी उसे पूर्ण स्वृति होती है, जाइतिपूवंक वह अपने प्रत्येक 
आश्वास-प्रश्वासका अभ्यास करता है | 
जिस प्रकार वह आश्वास ओर प्रश्वासको सम्यकू रीतिसे जानता हे, 
उसी प्रकार वह अपनी देहका यथाथरीतिसे ग्रवलोकन करता है | 
७. चलते समय वह यह स्मरण रखता हे कि में चल रहा हूं; 
खड़ा होता है तो 'मै खड़ा होता हूं' यह स्मरण रखता है; जब बेठा होता 


* इंद्रिय और विषयके एकसाथ मिलने के बाद जो दुःख-सुख 
अआदि अनुभव होता है। 


थ ब॒ुद्ध-बाणी 


है तब यह स्मरण रखता है कि 'ै बेठा हू” लेगा होता है तो 'मै लेग 
हू” यह स्मरण रखता है। उसे देहकी समस्त क्रियाओका ज्ञान होता है | 
इस तरह वह अपनी देहका यथार्थ रीतिसे अवलोकन करता है। 

५. वह अपनी देहका नखसे शिखातक अवलोकन करता है। केश, 
रोम, नख. दांत, त्वचा, मास, स्नायु; अस्थि, मज्जा, मूत्राशय, कलेजा, 
यकृत, तिल्ली, फेफडे, आत, अतड़िया, विष्ठा, पित्त, कफ, पीब, रक्त, 
पसीना, मेद, श्रोसू, चरबी, थूक, लार और मूत्र ऐसी-ऐसी अ्पवित्र 
चीजे इस देहमे मरी हुई हैं ! 

फायानुपश्यी योगी अपनी देहमें भरे हुए इन तमाम अपविन्न पदार्थों- 
का उसी प्रकार एक-एक करके अवलोकन करता है जिस प्रकार कि हम 
विविध अनाजोंकी पोग्लीको खोलकर देख सकते हैं, कि इसमें यह 
चावल है, यहमू ग है, यह उड़द है, यह तिल है और यह धान है। 


६. वह कायनुपश्यी भिन्तु मरघटठमें जाकर अनेक तरहके मुर्दोंको 
देखता है | कोई मुदा सृजकर मोय हो गया है, किसी मुर्देको कैओ, कुत्तों 
ओर सियारोंने खाकर और नोच-नाचकर छिन्न-मिन्न कर डाला है, तो- 
किसीकी केवल शख-सी सफेद हड्डिया ही पड़ी हुई हैं। ऐसे मयावने मुर्दों- 
की तरफ देखकर बह यह विचार करता है कि मेरी देहकी भी एक दिन 
यही गत्नि होनी है। यह हो नहीं सकता कि मेरी देह इस नश्वर स्थितिसे 
मुक्त हो जाय | 

वह यह स्मरण रखता है कि यह देह जब पेदा हुई हैं तत्र एक-न- 
एक दिन तो इसका नाश होगा ही । देह नाशवान्‌ है, इसका उसे हमेशा 
स्मरण रहता है । 

वह अनासक्त हो जाता है। दुनियामं किसी भी वस्तुकी उसे आसक्ति 
नहीं रहती । 

इस प्रकार वह अपनी देहका यथार्थ रीतिसे अ्रघलोकन करता है | 


जायति के चार साधन ९ 


७. कोई मभिक्तु अपनी वेदनाओका यथाथ रीतिसे अवलोकन करता 
है | जब वह सुखकारी वेदनाका अनुभव करता है, तो वह समभता है कि 
मैं सुखद वेढहनाका अनुभव कर रहा हैँ । 

और जब दुःखकारी वेदनाका अनुभव करता हे, तब वह समझता 
है कि मैं दुःखद बेदनाका अनुभव कर रहा हूँ। 

जब वह सुख-दुःख-रहित वेंदनाका अनुभव करत है, तब वह सम- 
भता है कि में सुख-दुःख-रहित वेठना का अनुभव कर रहा हैँ । 

उसे इस बातका स्मरण रहता है कि वह इस बेदनाका लोभसे अनु- 
भव कर रहा है या अलोभ से । 

इस प्रकार वह झातरिक और बाह्य वेदनाका यथार्थ रीतिसे अवलो 
कन करता है। वह देखता है कि वेदना जब पेदा हुईं हे तब नाश उसका 
ख्वश्य होगा | 

उसे यह स्मरण रहता हें कि उसके शरीरम वेदना हैं। 

स्मृति ओर ज्ञान प्राप्त करनेके लिए वह वेदनानुपश्यी योगी 
अनासक्क हो जाता है। इस लोककी किसी भी बस्तुमें वह आसक्ति नहीं 
रखता | 

८. कोई भिन्तु अपने चित्तका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता है। 
मेरा चित्त सकाम है या निष्काम, सद्वंष है या विगतद्वेष, समोह है या 
बीतमोह, संक्षिप्त है या विक्षित, समाहित (एकाग्र)है या असमाहित, विमुक्त 
है या अविमुक्त, आदि सभी अवस्थाओंको वह जानता है | इस प्रकार 
वह अपने और पराये चित्तका अवलोकन करता है । 

वह जानता है कि चित्तका स्वभाव चंचल है। 

इस प्रकार वह चित्तानुपश्यी मिल्तु चित्तका वथाथरीतिसे श्रवलोकन 
करता है। ' 

६, कोई भिन्तु अपनी मनोबृत्तियोंका यथार्थरीतिसे अवलोकन करता 
है। वह इस बातकी ठीक-ठीक शौध करता है कि उसके अंतःकरणमें काम- 


१० बुद्ध-वा णी 


विकार, दं पवृद्धि, आलस्थ, अस्वस्थता और सशय, ये ज्ञानके पॉच 
आवरण हैं या नहीं। 


इन आवरणोंकी उत्पत्ति कसे होती हे, इनके उत्पन्न होने पर इनका 
विनाश किस तरह होता हे और इनके फिरसे उत्पन्न न होनेका क्‍या. उपाय 
है, इस सबको वह जानता है। 

इस प्रकार इन पाँच मनोवृत्तियोका वह यथा«रीतिसे अवलोकन 
करता है । 

१०. फिर वह पॉच स्कथोका यथाथरीतिस अवलोकन करता है। 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पॉच स्कधोका उदय और 
अस्त केसे होता है यह वह जानता है | 


इस प्रकार वह धमानुपश्यी भिक्नु आम्यंतर और बाहय स्कंधोका 
यथाथरीतिसे अवलोकन करता है। 


११. फिर वह चक्तु, रूप इत्यादि आध्यात्मिक और बाहय आयतनोका 
यथाथरीतिसे अवलोकन करता है | चक्तु और रूप, कर्ण और शब्द, 
नासा और गध, त्वचा और स्पश, मन और मनोबृत्ति इनके संयोगसे 
कौन-कोन-से सयोजन पेंदा होते हैं, और उनके उत्पन्न होने पर उन 
संयोजनोका नाश केसे होता है, और संयोजन फिर उत्पन्न न हो इसका 
क्या उपाय है इस सत्रको वह जानता है। 

१२. फिर वह सात बोध्यंगो का यथा्थरीतिसे अवलोकन करता है। 
स्वृति, धर्मप्रविचय (धर्मसंचय), बीये (उद्योग), प्रीति, प्रश्रन्धि (शाति), 
समाधि और उपेक्षा ये सात धम मेरे अंतःकरणमें हैं या नहीं यह वह 
जानता है। यदि नहीं हैं तो ये सबोध्यंग किस प्रकार उत्पन्न किये 
जा सकते हैं, और उत्पन्न हुए, संबोध्यंगोंकी भावना किस प्रक्रार पूरी होती 
है, यह सब वह जानता है। 

इस प्रकार वह मिक्तु आध्यात्मिक और बाहय मनोवृत्तियोंका यथा थे- 
रातिसे अवलोकन करता हैं | 


सप्त धमंरत्र ११ 


१३. इसके अतिरिक्त वह भिन्कु चार आयंसत्योका यथाथरीतिसे 
अवलोकन करता है | 

यह दुःख है, यह दुःख का समुदाय है, यह दुःखका निरोध हैं ओर 
यह दुःख निरोधका मार्ग है, यह वह यथाथरीतिसे जानता है। 

इस प्रकार वह भिन्तु आध्यात्मिक और बाहुय मनोद्त्तियोका यथार्थ- 
रीतिसे अवलोकन करता है । 

१४७, इन चार स्मृति-उपस्थानोकी ऊपर कहे अनुसार सात वषतक 
भावना करनेसे भिन्लुको अहपपदः की प्राप्ति हो जायगी । अधिक नही तो, 
वह “अनागामीः तो हो ही जायगा, उसे फिर इस लोकमें जन्म नहीं 
लेना पड़ेगा । 

१४ सात वष जाने दो, ऊपर कहे अनुसार जो भिक्तु इन चार 
स्मृति-उपस्थानोकी भावना छुः व, पॉच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो 
वष, एक वषं इतना भी नहीं, तो सात मास, छुः मास, पॉच मास, 
चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास या सात ही दिन यथार्थरीतिसे 
करेगा, तो उसे “अ्रहत्पद” की प्राप्ति हो जायगी--ओऔर नहीं तो वह 
ग्रनागामी तो हो ही जायगा | 


१६ इन चार स्मृति-उपस्थानोंका मांग शोक ओर कष्टके उपशमन- 
के लिए, दुःख और दोम॑नस्य॒के अतिक्रमणके लिए, , ज्ञानकी प्राप्ति के 
लिए ओर निर्वाणके साक्षात्कार के लिए ही एकमात्र माग है। 


न्‍अधनकलनाक-नममनबसंतनमनकक-न-५ न 


१--१६, म,नि, (सतिपटद्ठान सुत्तन्‍्त) 
१4; 
सप्त धमरत्न 
१ धमंके इन सात रत्नोकी तुम लोग अवश्य धारण करो-- 


(१) स्मृत्युपस्थान, (२) सम्यक्‌ प्रधान (प्रयत्न) (३) ऋद्धिपाद, (४) 
इंद्रिय, (५) बल, (६) बोध्यंग, और (७) मागे | 


५१२ बुद्ध-चाणी 


२, स्मृत्युपस्थान चार प्रकारका है--(१) शरीर के प्रति जागरूक 
रहना, (२) वेदनाओके प्रति जागरूक रहना, (३) चित्तके प्रति जागरूक 
रहना, (४) धर्मोंके प्रति जागरूक रहना, इन चारोके स्मरण ओर 
भावना को चतुर्विधि स्मृत्युपस्थान कहते हैं। 


- सम्यक्‌ प्रधान चार प्रकारका,है--(१) सदगुणोंका संरक्षण, 
(२) अलब्ध सदगुणका उपाजन, (३) दुगु णोका परित्याग और (४) 
नूतन दुगु णाकी अनुत्पत्तिका प्रयत्न | 

४ ऋडद्धिपाद अर्थात्‌ असाधारण ज्षमताकी प्राप्तिके लिए. (१/दढ 
संकल्प, (२) चिता अथवा उद्योग, (३) उत्साह और (४) आप्मसयम 
करना | 

४. इंद्रियों पॉच हैं-- (१) श्रद्धा, ()) समाधि, (३) बीय. (४) 
स्मृति ओर (५) प्रज्ञा । 

६. बल भी पाँच हैं--(१) अ्रद्धाबल, (२) समाधिचल, (३) 
बीयबल (४) स्मृतिबल और (५) प्रशाबल | 

७ बोध्यंग, सात हैं--(१) स्पति, (२) धर्मप्रविचय (धर्मान्वेषण) 
या पुण्य; (३) वीये, (४) प्रीति, (५) प्रश्नब्धि अर्थात्‌ शाति, (६) समाधि 
शोर (७) उपेक्षा | 

८. मांगे आठ अगोंवाला है-- (१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२) सम्यक्‌ 
संकल्प (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यकू कर्मान्त, (५) सम्यक आजीव, 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम; (७) सम्पक्‌ स्मृति और (८) सम्यक्‌ समाधि । 

६, इन सेंतीस पदार्थोंकी लेकर मैने धर्मकी ब्यवस्था की है। इन्हें 
मैंने'सप्तत्रिशत्‌ शिक्षमाण घमम? कहा है। 


१-- ६. दी. नि. (महापरिनिव्वाण सुत्त) 


ब्रह्म-विहार श्३ 


ब्रह्म-विह्दार 

१, मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षञा-- इन चार मनोद्वत्तियोको 
ब्रह्म-विह्द कहते हैं । 

२. मैत्रीपू्ण चित्तसे, करुणापूर्ण चित्तसें. मुदितापूर्ण चित्तसे और 
उपेक्षापू्ण चित्तसे जो भिक्तु चारो दिशाओबको व्याप्त कर देता है, सर्वत्र 
समस्त जगत्‌को अबर और अद्द पमय चित्तसे भर देता है उसे में 
बह्मप्राप्त' भिन्तु कहता हूँ । 


३, मेत्रीचित्तविमुक्तिकी प्रमपूवंक इच्छा करनेसे, भावना करनेसे, 
अभिवृद्धि करनेसे स्थापना करनेसे, उसका अनुष्ठान करनेसे, ओर उसे 
उत्साहपूवंक अगीकारं करनेसे मनुष्यको ये ग्यारह लाभ होते हैंः-- 

वह सुखपूबंक सोता है; सुख्से जागता है; बुरे स्वप्न नहीं देखता; 
सबका प्रिय होता है, भूत-पिशाचोंका भय नहीं रहता; देवता उसकी रक््ता 
करते हैं; अग्नि, विष या हथियार उसपर कोई असर नहीं कर सकते, 
चित्त ठुरन्‍्त एकाग्र हो जाता है; मुखकी काति अच्छी रहती है; शातिसे 
मरता है; ओर, निरवाण न भी मिले, तो भी मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक 
को तो जाता ही है । 

शे£ 

४. भिकछ्ुओ, मे जानकर ही जान-बूककर किये गये कमोंके अंत 
करने की बात कहता हैँ, वह इसी जन्मम हो अथवा भविष्यमे हो | अतः 
आय आवक (गहस्थ) लोभसे, द पसे ओर मोहसे विमुक्त होकर सचेत 
श्ंतःकरण के द्वारा मेत्रीयुक्त चित्तते, करुण।युक्त चित्तसे, मुदितायुक्त चित्त 
से और उपेक्षायुक्त चित्तसे चारों दिशाओंकोी अ्रभिव्याप्त कर देता है; 
अखिल जगतको अवैर ओर द्वं परहित मैत्नीसहगत चित्तसे अभिव्याप्त कर 


देता है । 


१४ बुद्ध-वाणी 


वह समभता है कि पूर्वम इन भावनाओंके न करनेसे मेरा चित्त 
संक्रुचित था। पर अरब उत्तम रीतिसे इस मैत्नी भावना, इस करुणा 
भावना, इस मुद्ता भावना और इस उपेक्षा भावना के करनेसे वह असीम 
ओर अनंत हो गया है। जो भी मर्यादित कम मेरे हाथसे हुआ होगा, वह 
अब इन अमय[दित भावनाओंके कारण शेष नहीं रह सकता, वह इन 
भावनाओके सामने टिक नहीं सकता | 

४ मनुष्य यदि छुटपनसे ही मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा- 
चित्तविमुक्तिकी भावना करे, तो उसके हाथसे पापकर्म होगा ही क्यो ? 
ओर वह पाप नहीं करेगा, तो फिर उसे दुःख क्यो भोगना पड़ेगा ? 

६. यह मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा-चित्तविमुक्तिकी भावना 
क्या पुरुष क्‍या स्त्री सभीको करनी चाहिए । 


१-२ अं, नि, (चतुकनिपात) ३ अं, नि, (मेत्तसुत्त) ४७--६, 
अं, नि, (द्सक निपात; करज काय वग्गो) 
$ ८ ४६ 


सत्य 

१_ असत्यवादी नरकगामी होते हैं, ओर वे भी नरकम जाते हैं, जो 
करके 'नहीं किया? कहते हैं | 

२. जो मिथ्याभाषी है, वह मु डित होनेमात्रसे भ्रमण नहीं हो 
जाता । 

३. जिसे जान-बूक्कर भृूठ बोलनेमें लज्जा नहीं, उसका साधुपना 
ओ्रोधे घडेके समान है; साधुताकी एक बू द भी उसके हृदय-ट्थके अंदर 
नही | 

४. जिसे जान-बूकऋकर भूठ बोलनेमें लज्जा नहीं वह कोई भी पाप कर 
सकता है | इसलिये तू यह हृदयमें अंकित करले, कि मे हँसी-मजाकमें भी 
कभी असत्य नहीं बोलू गा | 


सत्य 2, 


४ जितनी हानि शत्रु शत्र॒ुकी , और वेरी वेरी की करता है मिथ्या 
मार्गका अनुगमन करनेवाला चित्त उससे कहीं अधिक हानि पहुँचाता है । 
माँ: 

६. सभामें, परिषद्में अथवा एकातमे किसीसे कूठ न बोले; भ्ूठ 
बोलनेके लिए, दूसरोको प्रेरित न करे, न भ्रूठ बोलनेवालेको प्रोत्साहन 
दे--असत्यका सबवाशमे परित्याग कर देना चाहिए | 

७, अगर कोई हमारे विरुद्ध कूठी गवाही देता है, तो उससे हमें 
अपना भारी नुकसान हुआ मालूम होता है। इसी तरह अगर असत्य- 
भाषणसे मै दूसरॉकी हानि करू, तो क्‍या वह उसे अच्छा लगेगा ? ऐसा 
विचार करके मनुष्यको असत्य-भाषणका परित्याग कर देना चाहिए, 
और दूसरोंको भी सत्य बोलनेका उपदेश करना चाहिए, सदा ईमानदारी 
को ही सराहना करनी चाहिए. | 

ने: 

८. अ्रसत्यका कदापि आश्रय न ले। न्यायाधीशने गवाही देनेके 
लिए बुलाया हो तो वहाँ भी जो देखा है उसीको कहे, कि मैने देखा है; 
ओर जो बात नही देखी, उसे “नहीं देखी? ही कहे। 

कै: 

६. सत्यवाणी ही अमृतवाणी है; सत्यवाणी ही सनातनधर्म है। 
सत्य, सदर्थ और सद्धर्मपर संतजन सद्ेव दृढ़ रहते हैं । 

गैः 

१०. सत्य एक ही है, दूसरा नहीं। सत्यके लिए, बुद्धिमान लोग 
विवाद नही करते | 

११. ये लोग भौ केसे हैं | साम्प्रदायिक मतोंमें पड़कर अनेक तरहकी 
दलौीले पेश करते हैं, और सत्य और अतत्य दोनोंका ही प्रतिपादन कर 
देते हैं । अरे, सत्य तो जगतमें एक ही है, अनेक नहीं। 

१२ जो मुनि है, वह केवल सत्यको ही पकडकर ओर दूसरी सत्र 


१६ बुद्ध-वाणी 


वस्तुओ्ोंकी छोड़कर ससार-समुद्रके तीरपर आ जाता है | उसी सत्यनिष्ठ 
मुनिको हम शात कहते हैं। 





१-०२, घ, प, (निरय बग्गो) ३-४ बु, च, (राह्ुलोवाद सुत्त) 
४, घ, प,(चित्त वग्गो) ६. सु, नि, (धम्मिक सुत्त) ७, बु, ली, सं 
(पृष्ठ २५४) ८. स, नि, (सालेयक सुत्त) ६, सु, नि, (सुभासित सुत्त) 
१०-११, सु. नि, (चूलवियूह सुत्त) १२, सु, नि, (अत्तदंड सुत्त) 


भ& ५ 
अहिसा 


१. जैसा मै हूँ वेसे ही वे हैं और जेसे वे हैं बेसा ही मै हूँ” इस 
प्रकार सबको अपने जेंसा समझकर न किसीको मारे, न मारनेको प्रेरित 
करे | 


हैः 


२. जहाँ मन हिंसासे मुड़ता है, वहाँ दुःख अवश्य ही शात हो 
जाता है। 
न: 
३. अपनी प्राण-रक्षाके लिए. भी जान-बूककर किसी प्राणीका वध 
न॑ करे। 
्ँः 
७, मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीनेकी इच्छा है, 
भरनेकी नहीं; सुखकी इच्छा है, दुःखकी नहीं । यदि मैं अपनी ही तरह 
सुखकी इच्छा करनेवाले प्राणीको मार डालू, तो क्‍या यह बात उसे 
अच्छी लगेगी ? इसलिए मनुष्यकी प्राणिघातसे स्वयं तो विरत हो ही 
जाना चाहिए, उसे दूसरोंको भी हिसासे विर्त करानेका प्रयत्त करना 


चाहिए | 
मै 


खअटिसा १७ 


४. वेरियोके प्रति बैररहित होकर, श्रह्य ! हम केसा आनंदमय जीवन 
बिता रहे हैं, वेरी मनुष्याके बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं ! 

६. पहले तीन ही रोग थे--इचछा, छुघा ओर बुढ़ापा । पशुकी 
हिसासे बढते-बढ़ते वे अट्ानबे हो गये | 

ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओका वध कराते हैं, धर्मका ध्वंस 
करते हैं| यज्ञके नामपर की गई यह पशु-हिंसा निश्चय ही निंदित और 
' नीच कम है। प्राचीन पडितोंने ऐसे याजको की निंदा ही की है | 

७, पहलेके ब्राह्मण/ यश्षमें गाय का हनन नहीं करते थे | जेसे माता, 
पिता, भ्राता और दूसरे बधु-बाधव हैं, बेसे ही ये गाये हमारी परम मित्र 
हैं। ये अन्न, बल, वर्ण और सुख देनेवाली हैं । 

८. किंतु मानुष भोगोको देखकर कालातर में ये ब्राह्मण भी लोभग्रस्त 
हो गये उनकी भी नीयत बदल गई । मत्रोंको रच-र्चकर वे इच्वाकु 
(ओकाक) राजाके पास पहुँचे, ओर उसके घनेश्वयकी प्रशंसा करके उसे 
पशु-यज्ञ करनेके लिए प्रेरित किया । उन्होने उससे कहा, जैसे पानी, 
प्रथिवी धन और धान्य प्राणियोंके उपभोगकी वस्तुएँ हैं, उसी प्रकार 
ये गाये भी मनुष्योंके लिए. उपभोग्य है । अतः तू यज्ञ कर |! 

£, तब उन ब्राह्मणोसे प्रेरित होकर रथषभ राजाने लाखों निरपराध 
गायोका यज्ञमें हनन किया | जो बेचारी न पेरसे मारती हैं न सींग से, जो 
भेड की नाई सीधी और प्यारी हैं, और जो घड़ाभर दूध देती हैं, उनके 
सींग पकड़कर राजाने शस्त्रसे उनका वध किया | 

१०, यह देखकर देव, पितर, इंद्र, असुर और राज्षुस चिल्ला उठे 

अधम हुआ, अधम हुआ, जो गायके ऊपर शस्त्र गिरा ! 


१. सु नि. ( नालक सुत्त) २ ध. प. ( ब्राह्मण बग्गो) ३. बु 
च. ( सीह सुत्त ) ४. बु, ली. सं० ( पृष्ठ २४५५ ) ५, ध.प. ( सुख 
वग्गो) ६--१०. बु, च, (ब्राह्मण धम्मिक सुत्त ) 


श्ल बुद्ध-बाणी 


९१ ०७० ४ 
अमृत की खेती 


१. मैं भी कृषक हैँ । मेरे पास श्रद्धा का बीज है| उसपर तपश्चर्या 
की बृष्टि होती है | 

प्रशा मेरा हल है। ही (पाप करनेमें लजा ) की हरिस, मनकौ 
जोत और स्मृतिकी फालसे में अपना खेत (जीवनन-त्तेत्र) जोतता हैँ । 

सत्य ही मेरा खुरपा है। मेरा उत्साइ ही मेरा बेल है और यह योग- 
क्ञेम मेरा अधिवाहन है | इस हलको में नित्य निरन्तर निर्वाणकी दिशामें 
चलाया करता हूँ । 

२. में यही कृषि करता हूँ | इस कृषिसे कृषककों अम्ृतफल मिलता 
है , ओर वह समस्त दुःखोसे मुक्त शे जाता है । 


१--२. सु. नि. (कसिभारद्वाज सुत्त) 


हि $ ११९ 
मत्री-भावना 

१. शातपदके जिज्ञासु एवं आत्महित-कुशल मनुष्य का कतंव्य यह 
है कि उसे सहनशील, सरलातिसरल, मधुरमाषी, मृदु और निरहंकारी 
बनना चाहिए; । 

२. हमें कोई ऐसा क्तुद्र आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे कि सुश- 
जन हमें दोष दं। हमें सदा यही भावना करनी चाहिए कि जगत्‌ के समस्त 
प्राणी सुखी, सक्षेम ओर सानन्द रहें | 

३. चर हों या स्थावर, बड़े हो या छोटे, दृष्ट हों या अदृष्ट, हमसे 
दूर रहते हो या पास, जगत्‌ में जितने भी प्राणी हों वे सब आनंदित रहे । 

४. न हम एक दूसरेको धोखा दें, न किसी जगह एक दूसरेका श्रप- 
मान करें, और न ख्लीज या द षबु्धिसे एक दूसरेको दुःख देनेकी मनमें 
इच्छा रखें । 


अक्रोध १६ 


४. माता जिस प्रकार अपने स्नेह-सर्वस्व पुत्रको अपना जीवन खर्चे 
करके भी पालती है उसी प्रकार समस्त प्राणियोके प्रति हमे असीम प्रेम 
रखना चाहिए | 

६. सर्वे प्राशियोके प्रति हमं ऊपर, नीचे ओर चारो ओर असंबाध+ 
अवैर और असपत्न मेत्रीकी असीम भावना बढ़ानी चाहिए | 

७, खड़े हो तब, चलते हो तत्र, बेठे हो तब या लेटे हों तब, जब- 
तक नीद न आ जाय, तबतक हमे इस मैत्री भावनाकी स्मृति स्थिर रखनी 
चाहिए, । 

न 

इसी अवस्थाकोी इस लोकमें “ब्राह्म जीवन” कहते हैं । 

८ जिस मनुष्यके मनसे लोम, हष और मोह ये तीन मनोवृत्तियाँ 
नष्ट होगई हैं, वही चारो दिशाश्रोंमे प्राणिमात्रके प्रति मैत्री भाव प्रसारित 
कर सकता है । अपने मेत्रीमय चित्तसे चारो दिशाओमें बसनेवाले समस्त 
प्राणियोपर वह प्रेमकी रसवर्षा करता है। करुणा, मुदिता और उपेक्षाकी 

भावनाओंका उसे अनायास ही सुलाम हो जाता है। 


१--७, सु. नि. (मेत्त सुत्त) ८. अं. नि. (कालाम सुत्त) 


+ १२: 
अक्रोध 


१. 'मुझे अ्रमुक मनुष्यने गाली दी, अमुकने मुझे मारा, अमुकने मुझे 
पराजित किया, अमुकने मुझे लूट लिया? इस प्रकारके विचारकी जो लोग 
मनमे गॉठ बॉध लेते हैं, और बेर भेंजानेकी इच्छा रखते हैं, उनका वैर- 
भाव कभी शात नही होता । 

२, वैर तो उन्हींका शात होता है, जो इस प्रकारके विचार द्वृदयसे 
निकाल देते हैं कि मुझे अमुकने गाली दी, अमुकने मुझे मारा, अमुकने 
मेरा पराभव किया, अ्मुकने सुके लूट लिया |! 


२० बुद्ध-चाणी 


३ वेरसे वैर कभी शात नहीं होता | वैर प्रमसे ही शॉत होता है। 
यही सनातन नियम है | 


.] 

४. दूसरे भले ही न समझे, पर हम इस कलहसे दूर ही रहेंगे, 
ऐसा जो समभते हैं उनका इं घ या कलह नष्ट हो जाता है । 

४, लोगोंको हड्डियों तोड डालनेवाले, दूसरोका प्राण ले लेनेवाले. 
गाय, घोडा, धन-संपत्ति आदिका हरण करनेवाले और राष्ट्रम विप्लव 
मचानेवाले लोग भौ मेल कर लेते हैं, उनमे भी एका हो जाता है; तत्र 
तुम्हारा मेल क्‍यों नहीं होता !? 

न 

६, किसीसे कट बचन न' बोलो । यदि बोलोगे, तो वह मी ठुमसे 
वैसा ही कु वचन बोलेगा | भगड़ेसे दुःख बढ़ता ही है। कटु वचन 
बोलनेसे, बदलेमें, तुम्हें दंड मिलेगा। दहृता हुआ कासा जैसे निःशब्द 
रहता है. उसी तरह अगर तुम स्वयं चुप रहोगे, तो तुम निवणपद प्राप्त 
कर लोगे; तुम्हें कलह नहीं सतायगा | 

नै: 

७, ज्ञमाके समान इस जगतूम दूसरा तप नहीं । 

कः 

८. जो चढे हुए क्रोधको चलते हुए. रथकी तरह रोक लेका है, उसीको 
मैं सच्चा सारथी कहूँगा; और लोग तो केवल लगाम पकडनेवाले हैं | 

६. अक्रोधसे क्रोधकों जीते, भलाईसे बुराईको जीते, कृपणको दानसे 
जीते, ओर भ्ूठ बोलनेवालेको सत्यसे जीते । 

१०. क्रोध करनेवालेके ऊपर जो ब्रोध करता है, उसका खुद उससे 
अहित होता है; पर जो क्रोधका जवाब ऋ्रोधसे नही देता, वह एक भारी 
युद्ध जीत लेता है | प्रतिपक्षीकी क्रोधाघ देखकर जो अत्यन्त विवेकके साथ 
शात हो जाता है, वह अपना और पराया दोनोका ही हित साधन करता है । 

११. तुझे कोई गाली ही नही, तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारदे, 
या पत्थर या हथियारसे तेरे शरीरपर कोई प्रह्मर करे, तो भी तेरे चित्तमे 


अक्रोध २१ 


विकार नहीं आना चाहिए, तेरे में हसे गदे शब्द नहीं निकलने चाहिए, 
तेरे मनमें उस समय भी तेरे शत्रु के प्रति अनुकपा और मेत्नीका भाव 
रहना चहिए, ओर किसी भी हालतमें क्रोध नही आना चाहिए. । 

१२. मनुष्य तमीतक शात ओर नम्न दीखता है. जबतक कोई उसके 
विरुद्ध अपशब्द नहीं कहता । पर जब उसे अपशब्द या निंदा सुननेका 
प्रसंग आता है, तभी इस बातकी परीक्षा हो सकती है, कि वह वास्तवमें 
शात ओर नम्न है या नही। 

१३, जो धरे गौरवसे धर्म को पूज्य मानकर शात और नम्न होता 
है उसीको सच्चा शात और उसीको सच्चा नम्न समझना चाहिए।। अपना 
मतलब साधनेके लिए कीन शात ओर नम्र नही बन जाता ! 

१४७. कोई मौकेसे बोलता है तो कोई बेमोकेसे बोल देता है; कोई 
उचित बात कहता है तो कोई अनुचित बात वह देता है; कोई मधुर 
बचन बोलता है तो कोई कट्ठु वचन बोलता है; कोई हितकी बात कहता है तो 
कोई अहितकी बात कहता है; कोई हितबुद्धिसे बोलता है तो कोई द्व षजुद्धि- 
से बोलता है | इन सब प्रसंगोंपर तुम्हारा चित्त विकारके वश नहीं होना 
चाहिए, तुम्हारे मु हसे गंदे शब्द नही निकलने चाहिए, तुम्हारे अंतः- 
करणमें दया-मेत्री रहनी चाहिए, क्र्रता ओर द्वंष नहीं; ओर तुम्हे 
ऐसा अभ्यास करना चाहिए. कि जिस मनुष्यने तुम्हारे विरुद्ध कोई बात 
कही है, उसे ही आधार बनाकर तुम समस्त ससारपर मेतन्नी-मावनाकी सतत 
वर्षा कर सको | 

१४. यदि-कोई गोकरी और कुदाली लेकर यह कहे कि 'इस तमाम 
प्रथिवीको मैं खोदकर फेक दूंगा |! दूसरा मनुष्य लाखका र०, हल्दीका 
रंग और मजीठका रंग लेकर कह्टे कि 'इस समस्त आकाशको में रग 
डालूंगा !! और तीसरा मनुष्य घासकी पूली सुलगाकर क्ढे कि 
गंगा नदीकों मैं भस्म कर डालूगा !” तो उन मनुष्योंके प्रयत्नोका प्रथिवी 
आकाश या गंगा नदीपर कोई असर पड़नेका नहीं | इसी प्रकार दूसरे 
लोगों के बोलनेका तुम्हारे ह्ृदयपर तनिक मी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए.। 


श्र बुद्ध-वाणी 


१६, अगर चोर और लुटेरे आकर तुम्हारे शरीरके अ्रंग आरेसे 
काटने लग जायें, ओर उस अवसर पर तुम्हारे मनमें उन लुटेरोके प्रति 
क्रोध या हं ष आजाय. तो तुम मेरे सच्चो अनुयायी नहीं कहे जासकते | 

ऐसे प्रसंगपर भी तुम्हारे मनमे द्वेषर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मु हसे 
बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिएं, तुम्हारे श्रंतःकरणमें दया और. मेत्रीकी 
भावना रहनी चाहिए और अपने शत्रुकी आधारस्वरूप मानकर समस्त 
संसार पर लतुम्हे' निस्सीम मेत्री भावना करनी चाहिए । 


१--३ ध. प. (यस्क वग्गो). ४७--४. म. नि. (उपकिलेस 
सुत्तंत) ६. ध. प. (दंड बग्गो) ७. ध. प.(बुद्ध बग्गो). ८-६. ध- 
प. कोध वग्ग) १०, बु. ली. सा. सं. (प्रष्ठ ३०६) ११--१६. से. 
नि. (ककचूपम सुत्तंत) 

१३: 
तृष्णा 

१, प्रमाद-रत मनुष्यकी तृष्णा लताकी भाँति बढ़ती ही जाती है । 
वह एक वस्तुसे दूसरी वस्तुतक इस तरह दौड़ती रहती है, जेंसे वनमे 
बंदर एक फलके बाद दूसरे फलकी इच्छा करता है । 

२, यह जहरीली तृष्णा जिसे जकड़ लेती है, उसके शोक वीरन 
घास की तरह बढ़ते ही जाते हैं | 

३, इस दुजजय तृष्णाको जगतमें जो काबूमें कर लेता है, उसके शोक 
इस प्रकार भड़ जाते हैं, जिस प्रकार कमलके पत्ते परसे जलके विंदु । 

४, जेंसे जड़के दृढ़ होनेके कारण और उसके नष्ट न होनेसे वृक्त 
कटा हुआ भी फिरसे उग आता है, वेसे ही जबतक तृष्णाकी जड़ न 
कटे, तृष्णारूपी अनुशय (मल) नष्ट न हो, तबतक दुःख बराबर पेढा 
होता ही रहेगा । 

४ ये शगयुक्त संकल्प सोतोके रूपमें चारो ओर बह रहे हैं, जिनके 
कारण तृष्णारूपी लता अंकुरित होती और जड़ पकड़ती रहती है । जहाँ 


तृष्णा श्र 


भी कहीं तुम यह लता जड पकडती हुई देखो, वहीं प्रशाकी कुल्हाडीसे 
उसकी जड काट डालो । 

६, जालमे फेसे हुए खरगोशकी तरह तृष्णाके पीछे पडे हुए ये 
प्राणी इधर-उधर चक्कर काटते रहते हैं | सयोजनो ग्रथात्‌ मनके बंधनों 
में जकडे हुए ये मूह लोग बराबर दुःख ओर क्लेश पाते हैं । 

७, ये जो लोहे, लकडी या रस्सीके बधन हैं इन्हें बुद्धिमान लोग 
हृढ़ बंधन नहीं कहते | इनकी अपेक्षा इढ बंधन तो वह चिंता है, जो 
मणि, कुण्डल, पुत्र ओर कलत्रके लिए की जाती है । 

८, जो मनुष्य रागमें रत रहते हैं वे अपनी ही बनाई धारामें इस 
प्रकार बह जाते हैं, जेसे मकड़ी अपने ही रचित जालमें फेंस जाती है । 
धीर पुरुष इस धाराको काथकर समस्त आकाक्षाओं ओर दुःखोंसे रहित 
हो जाते हैं । 

६, जो प्राणी तक-वितर्क आदि संशयोसे पीडित है, और तीक्र 
गगमें फँसा हुआ है तथा सदा सुख-ही-सुखकी अमिलाषा करता है, 
उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है, और वह प्रतिक्षण अपने लिए ओर भी 
' मजबूत बंधन तेयार करता जाता है । 

१०, जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई, रागसे जो विमुक्त हो गया, जो 
शब्द और उसका अ्रथ जानता है और जिसे अ्रद्धरोंके क्रमका ज्ञान है, 
उसे 'महाप्राश” कहते हैं | निश्चय ही वह अंतिम शरीरवाला है, 
अर्थात्‌ वह निर्वाण प्राप्त कर लेगा । 

११, संसार-समुद्रके पार जानेका प्रयत्न न करनेवाले मूख मनुष्यको 
ये ऐहिक भोग नष्ट कर देते हैं। भोगकी तृष्णामें फेंसकर वह दुबुद्धि 
मनुष्य अपने आपका ही हनन करता है । 

न 

१२ तृष्णाका साथी बनकर बारबार जन्म लेनेवाला मनुष्य मनुष्यत्व 
अथवा मनुष्येतर भावको प्राप्त करके संसार-समुद्रको पार नहीं कर सकता । 

१३, “तृष्णासे दुःखकी उत्पत्ति होती है?--तृष्णामें यह दोष देख- 


२४9 बुद्ध-चाणी 


कर भिन्कुकी चाहिए कि वह चीततृष्ण, आदानविरद्िित (अपरिग्रही) और 
स्मृतिमान होकर प्रवृज्या लेले । 

१४ मवदतृष्णाका ऊच्छेद कर देनेवाले शातचित् भिक्तुकी जन्म- 
परंपरा नष्ट हो जाती है, उसका पुनजन्म नहीं होता | 

१४, मनुष्य जितना ही कामादिका सेंबन करता है, उतनी ही 
उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। कामके सेवनमें ऋ्षुणमात्रके लिए ही 
रसास्वाद मालूम देता है । 


१--११, ध, प, (तण्हा बग्गों) १२--१४, सु, नि, (द्वयतालु- 

पस्सना सुत्त) १४, म, नि, (मागंदिय सुत्तंत्त) 
१४: 
अंतःशुद्धि 

१, हे ब्राक्षण | इन लकड़ियोंको जलाकर तू क्‍यों शुद्धि मानता है १ 
यह शुद्धि नहीं है । यह तो एक बाहूय वस्तु है। पंडित लोग इसे शुद्धि 
नहीं कहते । 

में यह 'दारु-दाह” छोड़कर अपने अंदर ही ज्योति जलाता हँ। नित्य 
अग्निवाला “नित्य एकातचित्तवाला होकर मै ब्रह्मचयेज्रतका पालन करता 
हैँ । यही सच्ची शुद्धि है। 

२. हे ब्राह्यण | तेरा कह अमिमान खरियाका भार है, क्रोध घ॒ुआँ 
है, मिथ्या भाषण भस्म है, जिह्ला सू वा है ओर हृदय ज्योतिका स्थान 
है। अपने आपका दमन करनेपर ही पुरुषको यह ज्योति प्राप्त होती है | 
यही सच्ची आत्मशुद्धि है । 

३. हे ब्राह्मण | शीलरूपी घाटवाले निर्मल धर्मंसरोवरमें, जिसकी 


संतजन प्रशंसा करते हैं, नहाकर कुशलजन शुद्ध होते हैं। थे शरीरको 
बिना भिगोये ही पार उतर बाते हैं । 


अतश्शुद्धी २५, 


४. श्रेष्ठ शुद्धिकी प्राप्ति सत्य, धर्म, संयम ओर ब्रह्मचयंपर निभर 

करती है। 
मः 

४, अरे मूल | यह जय-जूट रखा लेनेसे तेरा क्या बनेमा, और 
सृगचर्म पहननेसे क्या ? अंतर तो तेरा रागादि मलोसे परिपूर्ण है, बाहर 
तू क्या धोता है ! 

गे, 

६, बाहुका, अविकक्क, गया और सुंदरिकार्में, सरस्वती और 
प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें कलुषित कर्मोकाला मूढ चाहे नित्य ही 
नहावे, पर शुद्ध नहों होगा । क्या करेगी सु दरिका, क्‍या करेगा प्रयाग 
ओर क्या करेगी वह बहुलिका ? ये सब तीर्थ उस कृतकिल्बिष (पापी) 
दुष्ट मनुष्य को शुद्ध नही कर सकते। ह 

७, शुद्ध मनुष्यके लिए सदा ही फल्गु नदी है, सदा ही उपोसथ 
(अतका दिन) है। शुद्ध और शुचिकर्माके ब्रत तो सदा ही पूरे होते 
रहते हैं । 

८, तू तो समस्त प्राणियोंकी कल्याण-कामना कर, यही तेरा तीथ्थ- 
स्थान है। यदि तू असत्य नहीं बोलता, यदि तू प्राणियोंकी हिंसा नहीं 
करता, यदि तू बिना दिया हुआ नहीं लेता, और यदि तू श्रद्धावान्‌ तथा 
मत्सररहित हैं, तो फिर गया जाकर क्या करेगा ? तेरे लिए! तो यह क्ुद्र 
जलाशय ही गया है | 

क्र 

६, पानीसे शुद्धि नही होती । जो सत्यनिष्ठ और घमवान्‌ हैं वही 

शुचि है, वही शुद्ध है । 


जो 
क्र 


१०, अंतश्शुद्धि न दृष्टिसे, न श्रुतिसि और न ज्ञानसे ही प्रास होती 
है। शीलबत्रत पुरुष भी आध्यात्मिक शुद्धि नहीं दिला सकता; पर इतनेसे 
यह न समझना कि ये निरथंक हैं ओर इनका त्याग करनेसे शुद्धि प्रात 


२६ बुद्ध-वाणी 


होती है। जबतक सम, विशेष और हीनका भाव बना रहेगा, तबतक 
शुद्धि दुलम है। 


क्र 


११, जो कृ्णाके बंधनसे नहीं छूण उस मनुष्यकी शुद्धि न नग्न 
रहनेसे, न जय रखानेसे, न पक लपेटनेसे, न भस्म रमानेसे और न 
विभिन्न आसनो के लगानेसे ही होती है | 

में& 

१२, तू अपने किये पापोसे अपनेको ही मलिन बना रहा है । पाप 
छोडदे तो स्वयं ही शुद्ध हो जायगा | शुद्धि ओर अशुद्धि अपने ही हैं । 
अन्य मनुष्य अन्य मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता | 

डॉ 

१३. जिन वस्तुओकी उत्पत्ति हुई है वे सभी अनित्य हैं, जो इस 
बातको प्रशाकी श्रॉलोसे देखता है, वह सभी दुःखोंसे उदासीन हो जाता 
है। चित्त-शुडिका यही सच्चा माग है | 

१७. जितनी भी संस्कृत या उत्पन्न वस्तुएँ हैं वे सभी दुःखदायी हैं | 
जो इस बातको जानता है और प््ञाकी ऑखोंसे देखता है, वह सभी 
दुःखोंसे, विरत हो जाता है। चित्त-शुद्धिका यही सच्चा माग है । 

१४. जितने भी घम या पदाथे हैं वे सभी अनात्म हैं | जो इस 
बात को जानता है ओर प्रज्ञाकी आऑँखोसे देखता है, वह समस्त दुःखोसे 
विरत हो जाता है । चित्त-शुद्धिका यही सच्चा माग है | 


१-४, बु, च. (सुद्॒रिक भारद्वाज सुत्त) ५, ध. प., (न्राह्मण- 
बग्गो) ६-८. सम. नि. (बत्थ सुत्तंत) ६. बु, च, (जटिल सुत्त) ११, 
ध. पं. (दंड बग्गों) १२९, ध. प., (अन्त बग्गों) १६-१४ ध. प, 
(मग्ग बग्गो) 


चित्त २७ 


: १५: 
चित्त 

१. जिस समय मनुष्यका चित्त काम-विकारसे व्यग्र हो जाता है ओर 
कामविकारके उपशमनका रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, उस समय उस 
कामाधको यह नहीं सूकता, कि क्‍या तो स्वार्थ है और क्‍या पराथ । 

२, जिस समय मनुप्यका चित्त क्रोधामिभूत अ्रथवा आलस्यके कारण 
जडवत्‌, श्रात अथवा संशयग्रस्त हो जाता है, उस समय वह यथाथरीति 
से यह नही समझता कि अपना अथवा दूसरेका हित किसमें है । 

३. बतनके पानीमें काला रग डाल देनेके बाद जेस उसमें हमें 
ग्रपना प्रतिविब्र ठीक-ठीक नहीं दिखाई देता, उसी तरह जिसका चित्त 
कामविकारसे व्यग्र हो जाता है, उसे अपने हित-अहितका ज्ञान नहीं रहता । 

४. स्वच्छु पनीका बतेन जब गरम हो जाता है, तब उस पानीसे 
भाष निकलने लगती है और वह खौलने लगता है। उस समय मनुष्य 
उस खौलते हुए पानीमें अपना प्रतिविब नहीं देख सकता | 

इसी तरह मनुष्य जब क्राधामिभूत होता हैं, तब उसकी समभमें यह 
नहीं आता कि उसका आत्महित किसम हैं | 

४. उस बतंनके पानीमें श्रगर सिवार हो, तो मनुष्य उसमे अपना 
प्रतिविंब नही देख सकता | 

इसी प्रकार जिसका चित्त आलस्थसे पूर्ण होता हैं, वह अपना ही 
हित नहीं समझ सकता, दूसरोका हित केसे समक सकेगा । 

६. उस बतनका पानी अगर हवासे हिलने-डुलने लगे, तो उसमें 
मनुष्य अपना प्रतिविंब कैसे देख सकता है ? 

इसी प्रकार प्रातचित्त मनुष्य यह समझ ही नहीं सकता कि किसम 
तो अपना हित है ओर किसमें पराया | 

७, वह पानी अगर हाथसे हिला दिया गया हो, तो मनुष्य उसमें 
अपना प्रतिविंब ठीक-ठीक नहीं देख सकता | 

इसी तरह जिसका चित्र संशयग्रस्त हो गया है, वह अपना और 


श्द ब॒ुद्ध-चाणी 


पराया हित-अहित समझ ही नहीं सकता । 

८. वही पानी यदि निमंल ओर शात हो, तो मनुष्य उसमें अपना 
प्रत्तिविब स्पष्ट देख सकता है । 

इसी प्रकार जिसका चित्त कामच्छुंद, व्यापाद (क्रोध ), आलस्य, 
आतता और संशयग्रस्तता इन पॉँच आवरणसे मुक्त हो गया है, वही 
अपना और पराया हित यथाथरीतिसे समझ सकता है। 

६. जिस प्रकार पानीसे निकलकर मछली थलमे आ पड़नेपर तड़- 
फडाती है, उसी तरह यह चित्त राग, दंघ और मोहके फंदेसे निकलने के 
लिए, कॉपता है। 

१०, कठनाईसे वशमें आनेयोग्य चंचल और जहाँ तहाँ दौडनेवाले 
चित्तका दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त ही शातिदायक 
होता है। ह 

११, कठिनाईसे समभझमें आनेयोग्य, अत्यंत चालाक और जहाँ-तहाँ 
दौडनेवाले चित्तकी बुद्धिमान्‌ पुरुषको रक्षा करनी चाहिए; सुरक्षित चित्त 
से सदेव सुख मिलता है। 

१२, दूर-दूरतक दौड लगानेवाले, एकाकी चलनेवाले शरीर-रहित 
ओर हृदयकी गुफामें छिपे हुए इस चित्तको जो संयममें रखता है वह 
प्रबल मारके (विध्रयों के) बंधनसे मुक्त हो सकता है | 

१३, जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सच्चो धर्मको नहीं जानता और 
जिसके हृदयमे शाति नहीं, उसे पूर्ण ज्ञान केसे हो सकता है ? 

१४, जिसका चित्त मल-रहित और अ्रकंप्य है, जो सदा ही पाप और 
पुण्यसे विहीन है, उस सतत सजग रहनेवाले पुरुषके लिए कही भी 
भय नही । 

१४५, इस शरीरको घड़ेके समान टूट जानेबाला समझकर इस चित्त 
को गढ़के समान सुदृढ़ करके प्रज्ञाकें अस्त्रुसे विषयोके साथ युद्धकरे और 
जब विषयोको जीतले तो उनके ऊपर कडी नजर रखे, अ्रसावधानी न करे | 

१६, जितना हित माता, पिता या दूसरे भाई-बंघु कर सकते हैं, 


चित्त २६ 


उससे कहीं अधिक हित मनुष्यका संयत चित्त करता है | 

१७, अगर मकानका छुप्पर खराब है, तो उसकी दीवारें इत्यादि अर- 
त्षित ही समझभनी चाहिए, धीरे-धीरे वह मकान भूमिसात्‌ ही होनेको है। 

इसी तरह जो अपने चित्तको नहीं सेमालता, उस मनुष्यके कर्म 
विकारग्रस्त हो जाते हैं, ओर इसका अत्यंत अनिष्ट परिणाम होता है। 
अपने चित्तको यदि वह सेभाल लेता है तो उसके सारे कम सुरक्षित 
रहते हैं, ओर वह शातिसे प्राण त्याग करता है । 

१८, जिस समय चित्तमे जडता आ गई हो, उस समय प्रश्नब्धि 
(शाति), समाधि और उपेक्षा इन तीन बोध्यगोकी भावना करनी ठीक 
नही | किसी मनुष्य को आग सुलगानी हो, और वह चूल्हेमें गीली लकड़ियोँ 
और गीली घास-पात रखकर उसे फू कने लगे तो क्‍या आग सुलग जायेगी ? 

इसी प्रकार जिसका चित्त जड हो गया है, वह यदि प्रश्रब्धि, 
समाधि और उपेक्षा इन तीन बोध्यंगोकी भावना करेगा, तो उसके 
चित्तको उच्तेजना मिलने की नहीं । 

१६, उस समय तो धमं-प्रविचय (धघर्मान्वेषण), वीये (उद्योग या. 
मनोबल) ओर प्रीति (हष) इन तीन बोध्यगोकी मावनाएँ अत्यंत उपयो- 
गी हैं| सुखी लकडी ओर सूखा घास डालनेसे आग तुरत सुलग जाती है। 

इसी तरह चित्तकी जाब्यावस्थामें ध्म-प्रविचय, बीय और प्रीति इन 
तीन संबोध्यंगोकी भावना करनेसे चित्तकी जडता दूर हो जाती है और उसे 
अवश्य उत्तेजना मिलती है। 

२०, पर, जिस समय चित्त श्रात हो गया हो, उस समय धममं-प्रविच्चय, 
वीय और प्रीति इन तीन बोध्यगोकी भावना करनी ठीक नहीं । इन 
बोध्यंगोकी भावनासे चित्त-श्रातिका उपशमन नहीं होता , बल्कि वह ओर 
भी अधिक श्रात हो जाता है| 

२१. उस समय तो प्रश्नब्धि, समाधि ओर उपेक्षा इन तीन बोध्यगों' 
की भावना करनी चाहिए, क्योकि इन बोध्यगोसे भड़का हुआ चित्त ठिकाने 
पर आजाता है,इन्ही बोध्यंगोंढी मावनासे भ्रातचित्तको शाति मिलती है। 


३० ब॒ुद्ध-बाणी 


२२ केवल यह चित्त ही मरणशील मनुष्यका साथी है | 

२३ जिस प्रकार उस मकानमे वर्षाका पानी सहज ही पेठ जाता है, 
जो ठीक तरहसे छाया हुआ नही होता, उसी प्रकार अनम्यस्त (अभावित) 
चित्तमे राग सहज ही प्रवेश कर जाता है| 

२४. जैसे अच्छी तरह छाये हुए मकानमे वर्षा का पानी आसानीसे 
नहीं पहुँच सकता, वैसे ही अनम्यस्व चित्तके अंदर रागका प्रवेश नहीं हो 
सकता | 

२४. अरे | यह तेरा गर्वोला रूप एक दिन जीणु-शौर्ण हो जायगा | 


१ ८-बु ली सा. सं, (भाग ३, प्रष्ठ २७०) ६-१६, ध, प. 
(चित्तवग्गो) १७, अं, नि, (कूटसुत्त) १८-२१, बु ली,सा सं०(प्रृष्ठ 
२७१) २२, अं नि (द्सक निपात) २३-२४, ध, प,(यमक बग्गो) 


: १६५४ 
अनित्यता 

१, यह क्षणभगुर शरीर रोगोका घर है| इस देहकों सड-सड़कर 
भग्न हो जाना है। आश्चय ही क्या, जीवन मरणात जो ठहरा। 

२, इस जराजीण शरीरके साथ कौन मूख्ख प्रीति जोड़ेगा ? इसकी 
हड़िडियोको तो जरा देखो--शरदकालकी अपथ्य परित्यक्ष लौकीकी भाँति 
या कबूतरोंकी सी सफेद यह हड्डियों | 

३, यह शरीर कया है, हाडोका एक गढ़ है। यह गढ़ मास ओर 
रक्तसे लिपा हुआ है। इस गढ़के भीतर बुढ़पा, मृत्यु, अभिमान और 
डाहने अड्डा बना रखा है । 

४, इस चौथेपनमें तू पीले प्तेकी तरह जीण हो गया है । देख, ये 
यम॒दूत तेरे सामने खडे हैं। प्रयाणशके लिए, तो तू तैयार है, पर पायेय 
(राइ-खन्वे) तेरे पास कुछ भी नहीं | अ्रतः अब भी तू अपने लिए रक्षाका 
स्थान बना, उद्योग कर , पंडित बन, अपना यह मल थो डाल, दोषरहित 
हो जा | इस प्रकार तू आयाका दढुलेम दिव्यपद प्राप्त कर लेगा। 


अनित्यता ३१ 


४ आयु तेरी अब समाप्त हो चली है| तेरा कोई निवासस्थान मी 
यहाँ नही, न पाथेय ही है | अतः तू अपने लिए. रक्षाका ध्यान बना, 
उद्योग कर, पडित बन, और अपना यह मल पखारकर दोषरहित होजा। 
इस तरह तू अरब भी आयोंका दुलेभ दिव्यपद प्राप्त कर लेगा | 

६, इस देह के भीतर केसी-केसी चीजें भरी हुई हैं--आऑतें, यक्ृत्‌- 
पिड, मूत्राशय, फेफडे, तिल्ली, लार, थूक, पसीना, चरबी, रक्त, पीव, पित्त, 
विष्ठा और मूत्र ! 

७, इस नौ दरवाजेकी देहसे केसी-केसी चीजे निकला करती हैं-- 
आँख, कान, नाक, मुंह ये सभी मलद्वार हे | शरीरके एक-एक छेदसे 
पसीना निकलता है । 

८, जत्र इस देहमेंसे प्राण निकल जाते हैं, तो यह फूल जाती है 
और नीली पड जाती है। मरघटमें इसे फेक देते हैं और तब सगे सबंधी 
भी देहकी उपेक्षा करते हैं । 

६ कुत्ते, सियार, भेड़िये ओर कीड़े वहोँ उस देह को खाते हैं 
ओर कौए. और गीध भी मह्दोत्सव ममाते हैं। 

१०, ऐसी क्षणभंगुर ओर घुणित देहपर जो गयव और दूसरोकी अवहे- 
लना करता है, उसका कारण सिवा उसकी मूढ़ताके और हो ही क्‍या 
सकता है !? 

्ँः 

११, जागो | बेठ जाओ | दृढ निश्चयके साथ शातिका श्रभ्यास 
करो | तुम्हें गोफिल देखकर यह मृत्युगाज मार कहीं अपने मोहपाशमें न 
फँसाले | न 
१२, शल्य तुम्हारे शरीरमें चुभा हुआ है, ओर तुम उससे पीड़ित 
हो रहे हो | आश्चये है कि इस दुःख-पीड़ामें भी तुम्हें नींद आ रही है । 

१३, श्रप्रमाद और प्रशाके द्वारा अपने शरीरमे चुभा हुआ यह 
तीदुण शल्य निकान लोन | 


३२ बुद्ध-वाणी 


१७, अरे, यह जीवन कितना अल्प है ! सो वष पूरे होनेसे पहले 
ही यह समाप्त हो जाता है। ओर जो इससे अधिक जीता है वह भी एक 
दिन जराजीण होकर मर जाता है | 

१४५, मनुष्य जिसे मानता है कि यह मेरा है उसे भी एक दिन मृत्यु 
द्वारा नष्ट होना ही है, यह समभकर बुद्धिमान्‌ घर्मोपासक ममत्व 
नही करता । 

१६. सपने में देखी हुई वस्तु को जागने के बाद जेसे मनुष्य देख 
नहीं सकता, वेसे ही वह अपने परलोकवासी प्रियजनो को नहीं देख सकता | 

१७, जो प्राणी परलोकवासी हो जाता है उसका यहाँ केवल नाम 
ही शेष रह जाता है। 

१८. लोभी मनुष्य न तो शोकका त्याग कर सकते हैं, न दुःख और 
डाहका ही | 

शैः 

१६ ओह ! यह तुच्छु शरीर शीघ्र ही चेतनाशून्य हो सूखे ठू ठको 

तरह प्रथिवी पर गिर रहेगा | 
न 

२० .राग आदिके पुष्पों को चुननेवाले आसक्कियुक्त मनुष्य को मृत्यु 
उसी तरह पक्रड़ ले जाती है, जिस तरह कि सोये हुए गॉवको बाढ़ बहा 
ले जाती है| 

ँः 

२१ सोये हुए गॉँवको जेसे भारी बाढ़ बहा ले जाती है, वेसे ही 
पुत्र॒कलन्नादिमें आसक्त पुरुषको धोखे-ही-धोखेमें मौत उठा ले जाती है । 

२२, न पुत्र रक्षा कर सकता है, न पिंता और न बंघु-बाधव ही | 
जब मोत आकर धर दबाती है, तब न जातिवाले रक्षक हो सकते हैं, न 
परिवारवाले | 

्ः 
२३, अ्रनित्वता नतो नगर-धर्म है, और न वह कुल-धर्म ही। 


शोक किसके लिए ३३ 


समस्त मनुष्यों ओर देवताओोका यही स्वभाव है कि एक-न-कए ठिन 
उन्हें मरना ही होगा । 
२०. मूर्ख सोचता है कि यह पुत्र मेरा है, “यह घन मेरा है ? 
अरे, जब यह शरीर ही अपना नही हैं, तब किसका पुत्र ओर किसका धन ! 
२४ जरा देखो तो इस विचित्र शरीरको | तमाम बण-ही-बण है। 
पीडित है, तो भी अनेक संकल्पोसे युक्त है | अरे, इगकी स्थिति ही 
अनियत है| क्या ठिकाना, कब छूट जाय | 


१--४ ध.प (जरा वग्गो ), ६--१०, सु, नि, ( विजयपुत्त) 
११--१३ सु, नि. ( उद्दान सुत्त) १४--१८, सु, भि, ( जरापुत्त) 
१६ घ, ५, ( चिक्त बग्गो ) २०, ध, प. ( पृष्फ बग्गो ) २१-२२, 
ध, प, (मग्ग वर्गों ) २३ थेरी अपदाय (तृतीय भाणवार ) २४, 
ध, प, (बाल वग्गो ) २५ घ, प, ( जश वग्गो ) 


+१७: 
शोक किसके लिए ९ 


१ ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया 
है वह मरेगा अवश्य । प्राणियोका स्वभाव ही मृत्यु है | 

२, पके हुए फलोंको जिस तरह डालसे नीचे गिर पड़नेका भग्र हे, 
उसी तरह जन्मे हुए प्राणियोको मृत्युका भय लगा रहता है । 

३ कुम्हारके गढ़े हुए मिद्टीके बतनका जिस प्रकार कटनेपर पयवसान 
हो जाता है, उसी प्रकार प्र!णियोके जीवनका मुत्युमें पयंवसान होता है। 

४. छोय हो या बड़ा, मूखे हो या परिडत, सभी मृत्युके अधीन 
हैं। ये सभी प्राणी मृत्युपरायण हैं । 

४, मृत्यु ओर जरासे यह सारा संसार असित हो रहा है। यह तो 
लोकका स्वभाव ही है, ऐसा समककर आरमसज्ञ पंडित शोक नहीं करते। 


ह्र४ ब॒द्ध वाणी 


६. जिसके आने और जानेका मांग तुझे मालूम नहीं, ओर जिसके 
दोनों ही अंत तेरे देखनेम॑ नहीं आते, उसके लिए तू अकारथ ही शोक 
करता है। 

७. कितना ही रोशो, कितना ही शोक करो, इससे चित्तको शाति 
तो मिलनेकी गही | उलठे, दुःख ही बढेगा ओर शरीरपर भी शोकका 
बुरा प्रभाव पडेगा | 

८ आप हो अपनेको कष्ट देनेवाला मनुष्य ज्ञीणकाय ओर निस्तेज 
हो जाता है | शोकसे उन मत प्राणियोको कोई लाभ तो पहुँचता नहीं । 
अतणव यह शोक व्यथ है | 

६. कोई सो वर्ष या इससे भी अधिक जीवित रहे, तो क्या--एक- 
न-एक दिन तो उन प्रियजनोके बीचसे अलग होना ही है | 

१०. श्रतः जो अपनेको सुखी रखना चाहता है, उसे अपने अतः- 
करणुसे इस शोकरूपी शल्यको खींचकर फेक देना चाहिए | 

प्र 

११. यह चीज मेरी है या दूसरोकी, ऐसा जिसे नहीं लगता और जिसे 
ममत्वकी बेदना नहीं होती, वह कभी यह कहकर शोक नहीं किया करता 
कि मेरी वह चौज नष्ट हो गई है । 

१०, प्रिय वस्तुसे ही शोक उत्पन्न होता है, ओर ग्रियसे ही मय | 
प्रिय वस्तुग्योके बधनसे जो मुक्त है, उसे शोक नहीं, फिर भय कहासे हो ? 

१३. प्र म या मोहासक्लिसे ही शोक उत्पन्न होता है, और प्रे मसे ही भय; 
प्रेमसे जो मुक्त शो गया है उसे शोक केसा--ओऔर फिर भय कहाँसे होगा? 

१४. इसी प्रकार राग, काम ओर तृप्णासे शोक तथा मय उत्पन्न 
होता है। राग, काम और तृष्णासे जो विमुक्क है उसका शोकसोें क्‍या 
संबंध--ओर फिर उसे भय कहाँसे होगा ? 

१४. मनुष्य तो हे ही क्या, ब्रह्माके भी बशकी यह बात नहीं कि जो 
जराधर्मी है उसे जरा (बुढापा) न सताये, जो मर्त्य है उसकी मृत्यु न हो, जो 
छ्यवान है उसका क्षय न हो ओर जो नाशवान्‌ है उनका नाश न हो | 


विषयोका मीठा विष ३५ 


१६ किसी प्रियजनकी मृत्यु हो जानेके प्रसंगपर मूढु लोग यह विचार 
नही करते कि “यह बात तो है नही कि मेरे ही प्रियजनको बुढापा, व्याधि 
और मृत्युका शिकार होना पडा है, यह तो सारे संसारका धमम है; प्राणि- 
मात्र जरा और मृत्युके पाशम बंधे हुए हैं !? 

१७ मूढलोग बिवेकाध होकर शोकन्‍समुद्रमें ड्रब जाते हैं, और 
किकर्व्वयविमूढु हो जाते हैं। न उन्हे अन्न रुचता है,न जल | उनके 
शरीरकी काति ज्ञीण पड जाती है। काम-काज सब बंद हो जाता है। 
उनकी यह दशा देखकर उनके शत्रु आनंद मनाते हैं, कि चलो, अच्छा 
हुआ, इनका प्रियजन तो मरा ही, यह भी उसके वियोगमें मरनेवाले हैं । 

१७. पर बुद्धिमान्‌ और विवेकी मनुष्यकी बात इससे अलग है| बह 
जरा, व्याधि, मरण, क्य और नाशका शिकार होनेपर यथार्थरीतिसे 
विचार करता है। यह देखकर, कि इस विकारसे तो जगत्‌में कोई भी श्रछूता 
नहीं बचा, वह शोक नदी करता | वह अपने अंतःकरणसे शोकके उस 
विषाक्त वाणको खीचकर फेक देता है, जिस वाणसे विद्ध मूख मनुष्य 
अपनी ही हानि करते हैं । 

१--१० सु.नि (सल्ल सुत्त) ११. सु. नि. (अत्तदंड सुत्त) १२-१४ 
ध प. (पिय वग्गो) १४-१८. अं. नि (कोसल सुत्त) 


। १८४ 
विषयोंका मीठा विष 


९. नेन्न, कान, नासिका, जिहा और त्वचा इन पॉच इंद्वियोके रूप, 
शब्द, गंध, रस और स्पशंसे मनुष्यको जो सुख प्राप्त होता है, उसीको मे 
विंषयोकी जहरीली मिठाई कहता हूँ। 

२. एक नौजवान आदमी व्यापार, खेती-पाती या नौकरी करके अपना 
निर्वाह करता है। अपने रोजगार-घथेमें उसे भारी-से-भारी कष्ट केलना 
पड़ता है, तों भी विषय-मोगकी वस्तु प्राप्त करनेके लिए वह दिन-रात 


३६ बुद्ध-वाणी 


प्रथलन किया करता हैं। इतना परिश्रम करनेपर भी, यदि उसकी 
म्नचाही दौज उसे नहीं मिलती, तो वह शोकाकुल होकर विचार-विमूढ 
बन जाता है। 

३. यदि उसे अपने उद्योगमें यश मिल गया और अपनी वाछित 
वरतु प्राप्त होगई्, तो वह दिन-रात इसी चितामें पडा रहता है, कि दुष्ट 
रजा था चोर उसे लूट न ले जाये, आग या बाढ़से वह नष्ट न हो जाय 
ओर उससे दुश्मनी माननेवाले बंघु-बाघव कही उसे नुकसान न पहुँचा बेठे। 

इन विचारोंसे उसका मन सदा ही शंकित ओर त्रस्त रहता है। 
ऋोर अगर उसकी अशंका सत्य निकली, तो उस मनुष्यके दःखका पार 
नहीं रहता । 

४. इन विषयोके लिए. ही एक राजा दूसरे राजाके साथ, क्षत्रिय 
क्षत्रियके साथ, वेश्य बेश्यके साथ, माता पुत्रके साथ, पुत्र माताके साथ, 
बाप लड़केके साथ, बहिन भाईके साथ ओर मित्र मित्रके साथ लडता 
है | इन विषयोके पीछे क्या-क्या काड नहीं होते--गाली-गलौज होता है, 
हाथापाई होती है, हथियार चल जाते हैं ओर लोग मारे भी जाने हैं, 
ओर नहीं तो मरणातक दुःख तो भोगना ही पडता है । 

४, इन विषयोको प्राप्तिके लिए ही लोग लडनेपर आमादा हो जाते 
हैं, »ऐर भीषण थयुद्धक्षेत्रमें उतर पड़ते हैं | खूब घमासान युद्ध होता है, 
और रणत्षेत्रमें कितने ही मनुष्य अस्त्र-शस्त्रोसे मारे जाते हैं, कितने ही 
आहत होते हैं। विषयोंकी इस जहरीली मिठाईके पीछे उन्हें मरणातक 
दुःख भोगना पढ़ता है । 

६. इस विषय-भोगके लिए. कितने ही मनुष्य चोरी करते है, डाका 
डालते हैं, राहगीरोपर द्ूट पड़ते हैं या दूसरोंकी स्त्रियोके साथ व्यभिचार 
करते हैं। विषय-भोगके शिकार उन चोरों, डाकुओं और व्यभिचारियोको 
पकड़कर राजा अनेक प्रकारका दंड देता है| उनके हाथ-पेर तोड डालता 
है, उनके नाक-कान काठ लेता है या उनका सिर ही उडा देता है | 

७, इस विषाक्त विषय-मोगके लिए. ही मनुष्य मन, वचन और 


विषयोका मीठा विष ३७ 


कायासे इस लोकमें घोर-से घोर दुराचार करता है, ओर मझुत्युके बाद 
दुगतिको प्राप्त होता है। 

८. विषयोकोी आसक्ति छोड देनेसे ही मनुष्य विषय-विमुक्त हो 
सकता है| 

६£ जो ज्ञानवान्‌ मनुष्य विपय-माधुये, विप-दोष ओर विपय-समुक्ति- 
को यथार्थरीतिसे जानता है, वह स्वयं विषयाका त्याग कर देता है, और 
वूसरोको भी विपयोके त्यागका उपदेश करता हे । 

१०, सौदयेकी मिठाई क्‍या है ? किसी अत्यत सुरूपवती तरुणीको 
देखकर मनभ जो मादक सुख उत्पन्न होता है वही सोंदयकी मिठाई है। 

११. पर इस सोदये की मिठाईम तो विकार है। दही सुन्दरी तरुणी 
जब बृद्धा हो जाती है, जब उसकी कमर कक जाती है, बिना हा थमे लकडी 
लिये जब वह चल नहीं सकती, उसके सब अरग शिथिल पड जाते हें, 
दाँत गिर जाते है, बाल सन-से सफेद हो जाते हैं, गठन हिलने लगती हे, 
चेहरेपर क्ुर्रियों पड जाती हैं, तब्र उसका वह पहलेका सरस सौदय और 
ललित लावण्य विनष्ट हो जाता है| यह है सौदयका दोप | 

१२ सौदये के विषयमे आसक्ति न रखना ही सौदय-जन्य भयसे मुक्त 
होनेका सच्चा मार्म है । सौंदयंकी मिठाई क्‍या है, उसमें दोष क्‍या है, 
ओर उस दोप से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस सबको जो 
बुद्धिमान पुरुष यथा र्थरीतिसे समझता है, वह स्वयं तो रूप-रसके विघयसे 
मुक्त हो ही जायगा, दूसरोको भी सौंदय-मुक्तिके मार्गपर चलनेकी 
शिक्षा देगा । 


१--१२ ( महादुक्ख्क्खन्ध सुत्तंत ) 


श्८ बुद्ध-वाणी 


083 
० 
वराग्य 

१. जैसे थोड़े पानीमे मछुलियाँ तडफड़ाया करती हैं, बेंसे ही एक 
दूसरेके साथ अंदर-ही-अदर विरोध करके दौड़धूप करतेहुए लोगोको देख- 
कर मेरे अतःकरणमे भयका प्रवेश हुआ । 

२. मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि यह जगत्‌ असार है और समस्त 
दिशाएँ मानो कॉप रही हैं | इस जगतमें मैने अपने लिए. आशभ्रय-स्थान 
खोजा, पर वह कहीं भी न मिला | 

३, अरे, अंततक ये लोग लड़ते ही रहेंगे--यह देखकर मुझे दुनिया 
से अत्यंत अरुचि हो गई है । तब अपने ही हृदयमें चुभा हुआ दुर्दश 
शल्य मुझे दिखाई दिया । 

४. यदि शल्यसे मनुष्य बिंधा हुआ है, तो वह भागदौड मचायगा 
ही, पर यदि वह अतरमं बिधा हुआ वाण खीचकर निकाल लिया जाय, 
तो अपनी सारी दौडधूप बद करके वह एक जगह स्थिर हो जायगा । 

४ ओह | केंसी भयंकर आग लगी है| सब जल रहे हैं । नेत्रेद्रिय 
जल रही है। रूप जल रहा है । नेत्रेंद्रिय और रूपसे उत्पन्न विज्ञान भी जल 
रहा है। 

६. ये सब किस आगसे जल रहे हैं ! रागकी आगसे, ढं की आग 
से, और मोहकी आगसे ये सब जल रहे हैं | जन्म, जरा, मृत्यु, शोक, 
परिदेव, दुःख, दोौमनस्य आदि परिणामोसे ये सब जल रहे हैं । 

७. इसी प्रकार श्रोत्रेद्रिय और उसका विषय शब्द, प्राणेद्रिय और 
उसका विषय गध, जिहा ओर उसका विषय रस, त्वचा और उसका 
विषय स्पश, मन ओर उसका विषय घर्म--ये सभी जल रहे हैं। रागाग्नि, 
दूं षाग्नि श्रोर मोहाग्नि इन्हे जला रही हैं । 

८. जन्म, जरा, मृत्यु, शोक और दुःखको जानकर श्रुतवा नआर्थ- 
श्रावक (गहस्थ) को चाहिए. कि वह चन्तु ओर रूप, श्रोत्र और शब्द, घाण 


वराग्य ३६ 


और गंध, जिहा और रस, लचा और स्पश तथा मन और धर्ममें ग्रासक्त 
न हो, निवेदके द्वारा विराग-निश्ि प्राप्त करले | 

६. विराग होनेपर ही मनुष्यवो ज्ञान उत्पन्न होता है, और तभी 
उसका जन्मक्षय होता है | ब्रह्मचयब्रत भी तभी समाप्त होता है | मनुष्य 
फिर यहाँ आराकर जन्म नही लेता । 

१०. में जराधर्मा हूँ, व्याधिवर्मी हूँ, मरणधर्मी हैँ, इन तमाम प्रिय 
वस्तुओं ओर प्रियंजनोस निश्चय ही एक दिन वियोग होगा । मै जो बुरा 
या अ्रच्छा कर्म करू गा, उसका मुझे ही भागीदार होना पडेगा | अतः कम 
ही मेरा धन है, ओर कर्म ही मेरा मित्र । 

११. "में जराधर्मी हूँ? ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका यौवनमद नष्ट 
हो जाता है| इस तारुण्य-मदके कारण मनुष्य काया, वचन ओर मनसे 
पाप करता है, पर जो यह स्मरण रखताहै कि मै खुद जराधर्मी हूँ उसका 
यह मद नष्ट हो जाता है--नष्ट नहीं, तो कुछ कम तो हो ही जाता है । 

१२. "मे व्याधिधमों हूँ इस बातका चिंतन करनेसे यह लाम होता 
है कि जिस आरोग्य-मदके कारण मनुप्य त्रिविध पपोका आचरण करता 
है वह नष्ट होजताहै--नष्ट नहीं, तो कुछ कम तो हो ही जाता है। 

१३. 'में मरणधर्मी हैँ? इस बातका चितन करनेसे मनुप्यका 
जीवन-मद नष्ट हो जाता है। यही इस चिंतनका लाभ है । 

१४७. “तमाम प्रिय बस्तुओ ओर प्रियजनोसे एक देन वियोग होने 
को है? इस ब/तका स्मरण रखनेसे मनुण्य प्रिय वस्तु अथवा प्रियजनके 
अ्रथ पापाचरण करने मे प्रदत्त नहीं होता, और न उसे वियोग-दुःखका 
ही भाजन बनना पड़ता है । 

१४. जिस वस्तुका जन्म हुआ है उसका नाश न हो, क्या यह 
शक्य है ? 





१-४ सु. नि. (अत्तदड मुत्त) ४-६- बुद्धदेव (जगन्मोहन वर्मा) 
१०-१४.बु. ली. सं. (पूछ २६३) १४.दी.नि. (महापरिनिव्बाणए सुत्त) 


४० बुद्ध-वाणी 
४ २०: 
वाद-विवाद 
१. निंदा और स्तुति दोनो ही विवादके विपफल हैं। ये क्षुद्र वस्तुएँ 
चित्तके उपशमन की कारणभूत नहीं बनती | श्रतः विवाद कल्याणुप्रद 
नहीं, ऐसा जाननेवाला कभी विवादमे न पडे | 

२. प्र०--जिसे कुछु लोग परमधम मानते है उसे ही कुछ लोग 
होनधम मानते हैं। ये सभी जब अपनेको कुशल समभते हैं, तो फिर 
उनमें कौन बाद सच्च। है ! 

३. उ०--वे कहते हैं कि हमारा ही धमम परिपूण है, ओर दूसरोका 
धर्म हीन है। इस प्रकार लड।ई-ऋगडा खडा करके वे वाद-विवाद करते 
हैं, और कहते हैं कि हमारी ही दृष्टि सच्ची है ! 

४. दूसरोंकी की हुईं निंदासे ही हीन ठहरने लगे, तो फिर कोई भी 
पथ श्रेष्ठ नहीं ठहर सकता; सभी अपने-अपने पथको दृढ़ (नित्य) ओर 
दूसगेके पथको हीन कहते हैं । 

४, जिस तरह किवे अपने पथकी स्वुति करते है बसे ही उनकी 
सद्धर्मकी पूजा है | ऐसा होनेपर तो सभी पंथ सच्चे हो सकते हैं, क्योकि 
उनकी अपनी समभमें तो उनके यहों शुद्धि है ही । 

६. ब्राह्मणको दूसरोसे कुछ सीखना नहीं है। उसका यह आग्रह 
नहीं है। उसकी दृष्टि श्रेष्ठ है। वह तो बाद-विवादसे परे चला जाता है, 
क्योंकि वह यह नहीं मानता कि कोई दूसरा धर्मपंथ श्रेष्ठ है । 

७, कुछ लोग यह समभते हैं कि जेसे हम जानते हैं. जसे हम 
देखते हैं, केवल वही ठीक है और शुद्धि इसी दृश्सि होगी। पर बुद्ध 
शुद्धि दूसरे ही रास्तेसे बताते हैं । 

८, देखनेवाला केवल नामरूप ही देखेगा, और उसे देखकर उतना 
ही उसे ज्ञान होगा | वह न्यून अथवा अधिक भले ही देखे, पर विशजन 
इतनेसे ही शुद्धि नहीं मानते | 


वाद-विवाद ४१ 


६. अपने कल्पित किये हुए मतको महत्त्व देनेवाले और हृठपूवंक 
वाद-विवाद करनेवाले मनुष्यको उपदेशसे सममझ्ाना या शात करना 
कठिन है । जिस मतका वह आश्रय लेता है उसीमें कल्याण है और 
उसीमे शुद्धि है ऐसा वह कहता है ओर ऐसा ही वह मानता है। 

१०. किंठ॒ ब्राह्मणकी बात तो निराली है, वह कभी विकल्पमें नही 
पडता | वह दृष्टिका आग्रह नहीं रखता | ज्ञानमों भी वह महत्त्व नहीं 
देता | वह भिन्न-भिन्न मतोंको जानता है, ओर उन मतोकी उपेक्षा करता 
है, जिन्हे दूसरे लोग सीखते हैं । 

२१. इस जगतमें ग्रथिका त्याग करके विवादापन्न लोगोंके बीच 
मुनि पत्तपादी नही होता | वह इस अशात लोकमे शात ओर उपेक्षुक बना 
रहता है। वह उन मतोंको नहीं सीखता, जिन्हे दूसरे लोग सीखते हैं। 

१२, तृष्णा, काम, भय, दृष्टि और अ्रविद्या इन पूर्वके आखवों 
(प्रवाहों) को तोड़कर वह नये आखबोंका संचय नहीं करता । साप्रदायिक 
मत-मतातरासे वह मुक्त हो जाता है श्रोर इस जगत्‌-पाशमें बद्ध नहीं होता 

१३, जो सम, अ्रधिक या न्‍्यून समझता है, वही विवाद करता है। 
तीनों भेदोमें जो अचल है, उसकी दृष्टिमि सम क्या, अधिक क्या ओर 
न्यून क्या ? जिसमे सम-विषम नहीं है, वह विवाद करे तो क्या और 
किसके साथ ! 

ः 
१७. सभी लोग इस बातका प्रतिपादन करते हैं, कि पंथ तो हमारा 
शुद्ध है, दूसरोंके पंथोंमें शुद्धि कहों ! जिस पंथका हमने आश्रय लिया है, 
उसी पंथमें श्रेय है, ऐसा कहनेवाले अपनेको मिन्न-मिन्न पंथोंमें बॉध 
लेते हैं | 

१४. वे लोग वाद-विवाद करनेके इरादेसे सभामें जाकर एक दूसरे- 
को मूख ठद्राते हैं। अपनेको शास्त्रार्थमें कुशल समभनेवाले ये लोग 
बाध्वाही लूथनेकी इच्छासे ही वाद-विवाद करते हैं। 


४२ बुद्ध-वाणी 


१६. सभामे जब वे शास्त्राथ करते है तब प्रशंसा लूब्नेकी इच्छासे 
दूसरॉपर वाणीका प्रहार करने लगते हैं। यदि बादमे वे हार जाते हैं तो 
मारे शमके मुंह छिपा लेते हैं, ओर जब उनकी निंदा होती है तो क्रोधमें 
आकर दूसरोके दोष हू ढ़ने लगते हैं । 

१७, वाद-विवादमें पडकर मनुष्य या तोदूसरोपर आघात कर बेठता 
है या खुद अपनेकों ही चोट पहुँचाता है| विवादम यह विष देखकर 
उससे निवृत्त हो जाना ही अच्छा है | कारण कि उसमे सिवा एक प्रशसा- . 
लोभके और कोई भी लाभ नहीं | 

१८. सभामें कभी-कभी दूसरोके वादकों भंग करके वे प्रशसा प्राप्त 
करते हैं ओर इससे उन्हें खूब हृषे होता है ! विजयके गवमे आसमानकी 
तरफ सिर उठाकर चलते हैं। सभामें विज्य क्या होती है; मानो उनका 
जीवन कृतकृत्य हो जाता है । 

। १६. पर उनका यह विजय-गव ही अतमें उनके अधः्पातका 
कारण होता है। अतः बुद्धिमान्‌ मनुप्यकी वाद-विवादमें पडना ही नहीं 
चाहिए | वाद-विवादसे कुछ अ्रतःशुद्धि तो होती नहीं, तब फिर अहकार 
बढ़ानेसे लाभ १ 

२०. वाद-विवादके युद्धमें प्रबृत्त करनेवाला मेरा अहंकार पहले ही 
नष्ट हो चुका है। अब विवाद करू तो केसे ? 

२१. जिन्होंने प्रतिपक्ष-बुद्धिोको नष्ट कर दिया है, ओर जो अपने 
पंथकी खातिर दूसरे पथोंके साथ विरोध-भाव नहीं रखते, जिनका' यहाँ 
अपना कुछ नहीं है, उनके पास जाकर, अरे वादी, ठुके क्या मिलनेको है ! 

२२. मनुष्य अपने-अपने मतसे चिपठकर और दूसरोके साथ वाद- 
विवाद करके श्रपनेकी कुशल कहलाना चाहते हैं। कहते हैं कि वे ही 
धमंके त्राता हैं, ओर जो विरोधी हैं वे हीन हैं ! 

२३. इस प्रकार रगड़ा-दंग खड़ा करके ये वाद-विवाद करते हैं । 
दूसरों को ये मुख ओर अकुशल कहनेवाले हैं। इनमेसे किसका वाद 
सच्चा है ! 


वाद-विवाद ४३ 


२४. दूसरोके धमंको न जाननेवाला मनुष्य यदि मूल, पशु और 
हीनबुद्धि ठहराया जाय. तो फिर इन साप्रदायिक मतोसे चिपटे रहनेवाले 
सभी मूखे ओर सभी हीनबुद्धि ठहरेंगे। 

२४. ये जो एक दूसरेको मूल कहते हैं यह ठीक नही क्योकि ये 
अपने-अपने मतक ही सत्य मानते है और एक दूसरेको मूखे ठहराते हैं। 

२६. कुछ लोग जिसे युक्तियुक्त सत्य मानते हैं, उसे ही दूसरे तुच्छ 
श्रोर असत्य बताते हैं. और इस तरह व्यथंका दया खडा करके वाद- 
विवाद करते हैं | 

२७. हमारे ही मतम अत्यंत सार है, इस प्रवारके विचारको 
आश्रय देकर ये वाद-विवादी लोग अपनेको कृतकृत्य मान रहे है। 
अहंकारमें मत्त हो ये पूर्ण अभिमानी बन बेठे हैं | अपने मानसे ही अपने 
को अभिषिक्त कर रहे है। यह सब साप्रदायिकता को गलेसे लगानेका 
परिणाम नहीं तो क्‍या है। 

२८. शुद्धि तो इसी पंथमें है? ऐसा ये प्रतिपादन करते है, और 
कहते हैं कि दूसरे पंथॉमें शुद्धि नहीं । इस प्रकार अपने ही पंथको दृढ़ 
बतलानेवाले ये संप्रदाय-पथी भिन्न-मिन्न पंथामें निविष्ट हो रहे हैं। 

२६. जिस मनुष्यने तमाम रूढ मतोको छोड दिया है, वह फिर 
किसीके साथ वाद-विवाद नहीं करता । 

३०, अस्थिर मनुष्य ही वाद-विवादमें पडता है । निश्चल मनुष्य- 
को क्‍या पड़ा है कि वह किसीके साथ वाद-विवाद करे! जो न आत्मवाद 
मेफेंसा है, न डच्छेदवादमे, उसके पास साम्रदायिकताका काम ही क्‍या ? 
उसने तो सारी साप्रदायिकता धो डाली है | फिर वह क्यों और किसके 
साथ वाद-विवाद करे !? 


१-१२. सु, नि. ( महावियूह सुत्त ) १२. बु. च. ( सागदिय- 
सुत्तत ) १४७--२१, अट्ठक वग्ग ( पसूर सुत्त / २२--२६. सु. नि. 
( चूल चियूह सुत्त 2 ३०. सु, नि. ( दुह्वहवक सुत्त 


४४ बुद्ध-बाणी 


:२१ ४ 
गृहस्थके कचेव्य 

१, जिस आयेश्रावक (गहस्थ) को छुह दिशाओकी पूजा करनी हो 
वह चार कर्म-बलेशोसे म॒क्त हो जाय | डिन चार कारणोके वश होकर 
मूढ मनुष्य पापकर्म करनेमें प्रदत्त होता है, उनमेसे उसे किसी मो 
कारण के वश नहीं होना चाहिए। और संपत्ति-नाशके उसे छुहो 
दरवाजे बंद कर देने चाहिए। 

२, छुह दिशाओसे यहाँ क्या तालये है ? माता-पिताको पूरब दिशा, 
गुरुकी दक्षिण दिशा, पत्नीको पश्चिम दिशा, बधु-बाधवर्की उत्तर 
दिशा, दास और श्रमिकको नीचेकी दिशा तथा साधुनसंतकोी ऊपर 
कीदिशा समझना चाहिए । 

३. चार कमं-क्लेश क्‍या हैं ? हिसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य- 
भाषण ये चार कमं-क्लेश हैं | ग्हस्थको इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, । 

४. किन चार कारणोके वश होकर मूढुजन पापकर्म करते है ! 
स्वेच्छाचार, इंष, भय ओर मोहके कारण अशजन पाप करते हैं | 
आये भ्रावककोी इनमेंसे किसी भी कारणके वश होकर पापकम में प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिए; । 

४. संपत्ति-नाशके छुह दरवाजे कोन-से हैं ? मद्यपान, रातमे आवारा- 
ग्दी, नाच-तमाशेका व्यसन, जुआ, दुष्ट मनुप्योकी संगति ओर आलस्य | 

६. मद्यपानके व्यलनसे सपत्तिका नाश होता है, इसमे तो संदेह 
ही नहीं | फिर मद्यपानसे कलह बढ़ता है; और वह रोगोका घर तो 
है ही | इससे अपकीर्ति भी पेदा होती है । यह व्यसन लजाको नष्ट 
श्रोर बुद्धिको क्ञीण कर देता है | मद्यपानके ये छुह दुष्परिणाम, हैं । 

७, जिसे रातमे इधर-उधर घूमने-फिरनेका चसका लम जाता है, 
उसका शरीर स्वयं अरक्षित रहता है । उसको स्त्री ओर बाल-बच्चे भी 
सुरक्षित नहीं रह सकते। वह अपनी संपत्ति नहीं सेभाल सकता । उसे 


गहस्थके कर्च॑व्य भू 


हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले । उसे 
भूंठ बोलनेकी आदत पड़ जाती है। और वह अनेक कष्टोमे 
फेस जाता है । 

८. नाच-तमाशे देखनेमें भी कई दोष हैं | नाच-तमाशा देखनेवाला 
हमेशा इसी परेशानीमें पडा रहता है कि आज कहाँ नाच है, कहाँ 
तमाशा है, कहाँ गाना-बजाना है। अपने काम-घघेका उसे स्मरणतक 
नहीं रहता। 

६. जुआरी आदमी जुएमे अगर जीत गया, तो दूसरे जुआरी उससे 
ईर्ष्या करने लगते है; ओर अगर हार गया तो उसे भारी दुःख होता है | 
और उसके धनका नाश तो होता ही है, उसके मित्र ओर उसके सरे 
सबधी भी उसकी ब्रातपर विश्वास नहीं करते। उनकी ओरसे उसे 
बारबार अपमान सहन करना पडता है। उसके साथ कोई नया रिश्ता 
नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि लोगोंकी यह लगता है कि यह जुआरी 
आ्रादमी अपने कुटु बका पालन-पोपण करने में असमथ है | 

१०, अब दुष्टाकी संगतिका दुष्परिणाम सुनो। धूर्त, दारूखोर, 
लुच्चे, चोर आदि सभी तरहके नीच मनुष्योंका साथ होनेसे दिन- 
प्रतिदिन उसकी स्थिति गिरती ही जाती है, ओर अंतम वह हीन-से हीन 
दशाको पहुँच जाता है । 

११, आलस्यके फल भी महान मयंकर है। एक दिन आलसी 
आदमी इस कारण काम नही करता कि आज बडी कड़ाकेकी सरदी 
पड़ रही है; और दूसरे दिन ब्रेहद गरमीके कारण वह कामसे जो 
चुराता है ! किसी दिन कहता है कि, अब तो शाम हो गई है, कौन काम 
करने जांय; ओर किसी दिन वह कहता है कि, अभी तो बहुत सवेरा है, 
कामका वक्त अभी कहाँ हुआ ? इस तरह आजका काम कलके ऊपर 
छोड़कर वह कोई नई संपत्ति तो उपाजन कर नहीं सकता; ओर अपने 
पूवेजोंका पूर्वाजित धन नष्ट करता जाता है । 

१२. उपयुक्त चारो कर्म-क्लेशों, चारो पाप-कारणों और छुट्ों 


४६ ब॒ुद्ध-वाणी 


विपत्ति-द्वारोका त्याग करनेके बाद ग्रहस्थकों छह दिशाओंकी पूजा 
आरंभ करनी चाहिए | उपयुक्त प्रत्येक दिशाके पॉच-पॉच अंग हैं| 
१३. माता-पितारूपी पूथ दिशाकी पूजाके ये पॉच अग हैंः-- 
(१) उनका काम करना; 
(२) उनका भरणु-पोषण करना; 
(३) कुलमें चले आये हुए सत्कर्मोंको जारी रखना; 
(४) माता-पिताकी सपत्तिका भागीदार बनना; 
(५) दिवंगत माता-पिताके नामपर दान धर्म करना। 
यदि इन पॉँच अंगोसे माता-पिताकी पूजा की जाय, तो वे अ्रपने 
पुत्रपर पाँच प्रकारका अनुग्रह करते हैंः--- 
(१) पापसे उसका निवारण करते हैं; 
(२) कल्याणकारक मागपर उसे ले जाते हैं; 
(३) उसे कला-कीशल सिखाते हैं, 
(४) योग्य स््रीके साथ उसका विवाह कर देते हैं; 
(५) उपयुक्त समय आनेपर अपनी संपत्ति उसे सोप देते हैं। 
१४. गुरुरूपी दक्षिण दिशाकी पूजाके ये पॉच अग हें।--- 
(१) गुरुको देखते ही खडा हो जाना; 
(२) शुरू बीमार पडे तो उनको सेवा करना 
(३) गुरु जो सिखायें उसे श्रद्धापूवंक समझ लेना; 
(४) शुरुका कोई काम हो तो कर देना; 
(५) वह जो विद्या दें उसे उत्तम रीतिसे ग्रहण करना | 
शिष्य यदि इन पॉच अंगोंसे गुरुकी पूजा करता है, तो गुरू उस 
पर पॉच प्रकारका अनुग्रह करता हैः-- 
(१) सदाचारकी शिक्षा देता है; 
(२) उत्तम रीतिसे विद्या पढ़ाता है; 
(३) जितनी भी विद्याएँ उसे आती हैं, उन सबका ज्ञान 
शिष्यको करा देता है; 


महस्थके कर्च॑व्य ४७ 


(४) अपने सबंधियों ओर मित्रोमें उसके गुणोंका बखान 
करता है; 
(५) जब कही बाहर जाता है, तब ऐसी व्यवस्था कर देता है 
कि जिससे शिष्यको खाने-पीनेकी कोई श्रड़चन न पड़े | 
१४, पत्नी-रूपी पश्चिम दिशाकी पूजाके ये पॉच अग हैं:-- 
(१) उसे मान देना, 
(२) उमका अपमान न होने देना; 
(३) एक पत्नीव्रतका आचरण करना; 
(४) घरका कारबार उसे सोपना; 
(५) उसे वस्त्र ओर आभूषणोंकी कमी न पडने देना । 
पति यदि इन पॉच अंगोसे पत्नी की पूजा करता है, तो वह अपने 
पतिपर पॉच प्रकारका अनुग्रह करती हैः-- 
(१) घरमें सुन्दर व्यवस्था रखती है; 
(२) नोकर-चाकरोको प्रेमके साथ रखती है; 
(३) पतित्रता रहती है, 
(४) पति उसे जो संपत्ति देता है उसकी रक्षा करती है, उसे 
उडाती नहीं | 
(५) घरके सब्र काम-काजोमें-सदा तत्पर रहती है । 
१६, बंधु-बाधवरूपी उत्तर दिशाकी पूजाके ये पॉच अंग हैं।-- 
(१) जो वस्तु उन्हे देनेयोग्य हो वह उन्हें देना; 
(२) उनसे मधुर वचन बोलना; 
(३) उनके उपयोगी बनना; 
(४) उनके साथ निष्कपट व्यवहार रखना; 
(५) समान भावसे बतांव करना | 
जो आर्थआवक इन पॉच अंगोसे अपने बंधु-बाधवोंकी पूजा करता 
है, उसपर वे पॉच प्रकारका अनुग्रह करते हैं।-- 
(१) उसपर यकायक सकठ आा पड़नेपर वे उसकी रक्षा करते हैं; 


2०4 बुद्ध-वाणी 


(२) संकट-कालमें वे उसको सपत्तिकी भी रक्षा करते हैं | 
(३) विपत्तिमे उसे धीरज बंबाते हैं । 
(४) विपत्तिकालमे उसका त्याग नहीं करते; 
(४५) उसके बाद उसकी संतानपर भी उपकार करते हैं। 
१७, सेवकोको सूचित करनेवाली जो नीचेकी दिशा, है उसकी 
पूजाके पाँच अंग ये हैंः--- 
(१) उनकी शक्ति देखकर उनसे काम करनेको कहना; 
(२) उन्हें यथोचित वेतन देना; 
(३) बीमार पड़े तो उनकी सेवा-शुभ्रृषा करना; 
(४) यथावसर उन्हें उत्तम भोजन देना; 
(५) समय-समयपर उनकी उत्तम सेवाके बदले उन्हें इनाम 
इत्यादि देना । 
इन पाँच अंगोसे मालिक अगर नौकरोकी पूजा करता है, तो अपने 
मालिकपर वे पॉच प्रकारका श्रनुग्रह करते हैंः-- 
(१) मालिकके उठनेसे पहले वे उठते हैं; 
(२) मालिकके सोनेके बाद वे सोते हैं; 
(३) मालिकके माल-अ्रसवाबकी चोरी नहीं करते; 
(४) उत्तम रीतिसे काम करते हैं; 
(५) अपने मालिकका यश गाते हैं; 
१८, साधु-संतोंकी जो ऊपरकी दिशा है, उसकी पूजाके ये पॉच 
अंग हैंः--- 
(१) शरीरसे आदर करना; 
(२) वचनसे आदर करना; 
(३) मनसे आदर करना; 
(४) भिक्नाके लिए आवे तो उन्हें किसी प्रकारकी हानिन 
पहुँचाना; 
(५) इन्हें उनके उपयोगकी बस्तु देना | 


चार सवास है 


इन पाँच अंगोंसे जो आये श्रावक साधु-संतोंकी पूजा करता है, उस- 
पर वे साधु-संत छुह् प्रकारका अनुग्रह करते हैं।--- 
(१) पापसे उसका निवारण करते हैं; 
(२) कल्याणकारक मार्गपर उसे ले जाते हैं; 
(३) प्रेमपूवेंक उसपर दया करते हैं; 
(४) उसे उत्तम धमकी शिक्षा देते हैं; 
(५) शंका-निवारण करके उसके मनका समाधान करते हैं; 
(६) उस सुगतिका मार्ग दिखा देते हं। 
१६. दान, प्रिय वचन, अर्थचर्या, और समानात्मकता अर्थात्‌ 
दूसरोको अपने समान समझना; ये लोक संग्रहके चार साधन हैं। बुड्धिमान 
मनुष्य इन चारा साधनोंका उपयोग करके जगत्‌में उच्चपद्‌ प्राप्त करता है । 





१--१६ बु, च. (सिगालोवबाद सुत्त) 
$ २९२: 
चार संवास 


१. संवास चार प्रकारका होता हैः-- 

(१) शव; शवकरे साथ वास करताहै; 
(२) शव देवीके साथ संवास करता है; 
(३) देव शवके साथ संवास करता है, 
(४) देव देवीके साथ संवास करता है। 

२. जिस घरमे पति हिंसक, चोर, दुराचारी, भूठा, शराबी, दुःशील, 
पापी, कृपण, और कट्ठभाषी होता है, औ्रौर उसकी पत्नी भी वेसी ही दुष 
होती है, वहाँ शव शवके साथ वास करता है। क्‍ 

३, जिस घरमें पति हिंसक, चोर, दुराचारी, कूठा, शराबी, दुःशील, 
पापी, कृपण और कटुभापी होता है; भौर उसकी पत्नी अर्िसक, अचोर, 


प० ब॒ुद्ध-वाणी 


सदाचारिणी, सच्ची, नशा न करनेवाली, सुशीला, पुण्यवती, उदार और 
मधुरभाषिणी होती है, वहां शव देवीके साथ सवास करता है। 

७, जिस घरमें पति अहिंसक, अचोर, सदाचारी, सच्चा, मद्य-विरत 
सुशील, पुण्यात्मा, उदार और मधुरमापी होता है, ओर उसकी पत्नी 
हिसक, चोर, दुराचारिणी, भ्ूठी, नशा करनेवाली, दुःशीला, पापिनी, 
कंजूस ओर कटुभाषिणी होती है, वहाँ देव शवके साथ संवास करता हैं। 

४. जिस घरमे पति और उसकी पत्नी दोनो ही अहिसक, अचौर. 
सदाचार-रत, नशा-विरत, सुशील, पुण्यबंत, उदार और मधुरभाषी होते 
हैं, वहाँ देव देवीके साथ संवास करता है । 


१--४. अं. नि, (४: २. १: ३) 
२३४ 
कै (5 
मित्र ओर अमिन्न 
१, जो मद्यपानादिके समय या आँखोके सामने प्रिय बन जाता है, 
वह सच्चा मित्र नहीं। जो काम निकल जानेके बाद भी मित्र बना रहता 
है, वही मित्र है । 
२, इन चारोंको मित्रके रूपम अमित्र समझना चाहिए/--- 
(१) दूसरोंका धन हरण करनेवाला; 
(२) कोरी बाते बनानेवाला; 
(३) सदा मीठी-मीठी चाटुकारी करनेवाला; 
(४) हानिकारक कामोमें सहायता देनेवाला । 
३, जो बुरे काममें श्रनुमति देता है, सामने प्रशंसा करता है, पीठ- 
पीछे निंदा करता है, वह मित्र नही, अमिन्र है। 
४9. जो मद्रपान-जेसे प्रमादके का्मोमं साथ और आवारागर्दीमें 
प्रोत्साहन देता है ओर कुमार्गपर ले जाता है वह मित्र नहीं, अमित्र है। 
ऐसे शन्नरूपी मित्रकी खतरनाक णस्तेकी भांति छोड़ देना चाहिए । 


मित्र और अमित्र धू १ 


४, वास्तविक सुहृद इन चार प्रकारके मित्रोंकी समकना चाहिए।-- 
(१) सच्चा उपकारी; 
(२) सुख-दुःखमे समान साथ देनेवाला; 
(३) अ्र्थप्रासिका उपाय बतलानेवाला; 
(४) सदा अनुकपा करनेवाला | 

६, जो प्रमत्त, अर्थात्‌ भूल करनेवालेकी और उसकी संपत्तिकी रक्ता 
करता है, भयभीतको शरण देता है, और सदा अपने मिन्रका लाभ दृष्टि- 
में रखता है, उसे उपकारी सुहृद समभना चाहिए । 

७, जो अपना गुम भेद मित्र को' बतला देता है, मित्रकी गुप्त बात- 
को गुत्त रखता है, विपत्तिमें मित्रका साथ देता है, और उसके लिए, अपने 
प्राण भी होम देनेकी तेयार रहता है, उसे ही सच्चा सुहृद समभना 
चाहिए । 

८. जो पापका निवारण करता है; पुण्यका प्रवेश करता है, और 
सुगतिका मार्ग बतलाता है वही अथ-आख्यायी?, श्र्थात्‌ श्रथ-प्राप्तिका 
उपाय बतलानेवाला सच्चा सुहृद है । 

६, जो मित्रकी बढ़ती देखकर प्रसन्न होता है, मित्रकी निंदा करने- 
वालेको रोकता है, ओर प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता है, वही सच्चा 
झनुकंपक मित्र है | 

ऐसे मित्रोकी सत्कारपूर्वक माता-पिता ओर पुत्रकी भाँति सेवा करनी 
चाहिए । 

१०, जगतमें विचरण करते-करते अपने अनुरूप यदि कोई सत्पुरुष 
न मिले तो दृहुताके साथ अकेला ही विचरे; मूढके साथ मित्रता नहीं 
निभ सकती । हि 

११, जो छिद्वान्वेषण किया करता है, और मित्रता टूट जानेके 
भयसे सावधानीके साथ बतंता है, वह मित्र नहीं है। 


पूर बुद्ध-वाणी 


पिताके कंचेपर बेठकर जिस प्रकार पुत्र विश्वस्त रीतिसे सोता है 
उसी प्रकार जिसके साथ विश्वासपूर्वक बर्ताव किया जा सके, और दूसरे 
जिसे फोड़ न सकें, वही सच्चा मित्र हे । 
१२. श्रकेला विचरना अच्छा हे, कितु मूल मित्रका सहवास 
अच्छा नही । 
कं: 
१६, यदि कोई होशियार, सुमार्गपर चलनेवाला और घेयेवान 
साथी मिल जाय, ती तमाम विध्न-वाधाओको भेलते हुए. भी उसके साथ 
रहना चाहिए। 


१-६. दी. नि. (सिगालोबाद सुत्त) १०, ध, प, (बाल बग्गो) 
११, सु, नि. (हिरि सुत्त) १२ बु. च. (पारिलेयक सुत्त) १३. सु. 
नि. (खग्गविसाण सुत्त) 


; २४: 
जाति नेसर्गिक केसी ? 


१, जाति मत पूछ, तू तो बस एक आचरण पूछ | देख, आग 
चाहे जैसे काष्ठसे पेंदा होती है| इसी प्रकार 'नीच कुल”? का मनुष्य भी 
धृतिमान्‌ , सुविश्ञ और निष्पाप मुनि होता है । 

२, तो क्या तुम ऐसा मानते हो कि यहों मूद्धाभिपिक्त क्षत्रिष्त राजा 
विविध जातियोके सौ मनुष्योकों एकत्रित करे ओर उनसे कद्दे कि “आप 
सब, जो क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण-कुलसे ओर राजन्य-कुलसे उत्पन्न हैं, 
यहाँ आवे--ओऔर साखूकी या शाल बृक्षकी अथवा चंदनकी या पद्म- 
काध्ठकी अरणी लेकर श्राग बनावे, तेज पेदा करें [-+- 

श्रौर, आप लोग भी आवे, जो चाडाल-कुलसे, निपाद-कुलसें, बसोर- 
कुलसे; रथकार-बुलसे ओर पुक्कस-कुलसे उत्पन्न हुए हैं, ओर कुत्ते 


जाति नेसमगिक केसी ? ५३ 


के पीनेकी, सूअ्रके पीनेकी कठौती (कठरी), धोबीकी कठौतीकी या रेड 
की लकडीकी अ्ररणी लेकर आग बनावें, तेज पैदा करें-- 

तो क्या तुम मानते हो कि ज्ञत्रिय-ब्राह्मण-वैश्य-शूद्ध-कुलोसे उत्पन्न 
पुरुषों द्वार साखू शाल-चदन-पत्मकी अरणी लेकर जो आग उसतन्न की 
गई है, जो तेज पंदा किया गयाहै, वही अचिमान्‌ (लौवाली), वर्णमान्‌ 
और प्रभास्वर अ्रगिन होगी ? 

ओर, चाडाल-निपाद-बसोर-रथकार-पुक्कस-कुलोत्पन्न पुरुषों द्वारा 
श्वपान कठरीकी, शूकर-पान कठरीकी तथा रेंड-काप्ठकी अरणी लेकर 
जो आग उत्पन्न की गई है, जो तेज पेंदा किप्रा गया है, वह अचिमान, 
वर्णवान्‌ श्रौर प्रभास्वर अग्नि न होगी क्या इस आगसे अग्निका काम 
नहीं लिया जा सकेगा ? 

३. यह तो तुम जानते ही हो कि जीव-जतुश्रोम एक दूसरेसे बहुत-सी 
विभिन्नताएँ ओर विचित्रताएँ पाई जाती हैं, ओर उनमे श्रेणियाँ भी 
अनेक हैं| 

इसी प्रकार वृक्षों ओर फलोम भी विविध प्रकारके भेद-प्रभेद देखने 
में आते हैं, उनकी जातियों भी कई प्रकारकी हैं । 

देखो न, सॉप कितनी जातियोंके हैं| जलचरों ओर नमचरोंके भी असं- 
ख्य स्थिर भेद है, जिनसे उनकी जातियों लोकमें भिन्न-भिन्न मानी जाती है। 

४. परंतु मनुष्योम ? मनुष्योके शरीरम तो ऐसा कोई भी प्रथक्‌ 
चिह (लिग), भेदक चिह् कही देखनेम नहीं आता |! उनके केश, सिर, 
कान, आँख, मुख, नाक, गदन; कथा, पेट, पीठ, हथेली, पेर, नाखून 
आदि अंगामे कहाँ हैं बेसी विभिन्नताएँ ! 

४. जो मनुष्य गाय चराता है उसे हम चरबाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं । 

६, जो व्यापार करता है बह व्यापारी हो कहलायगा; और शिल्प 
करनेवालेको हम शिल्पी ही बहेगे, ब्राह्मण नहीं । 

७, दूसरोको परिचया करके जो अपनी जीविका चलाता है, वह 
परिचर ही कहा जायगा; ब्राह्मण नहीं । 


प््ड बुद्ध- वाणी 


८. अस्त्र-शस्त्रोसे अपना निर्वाह करनेवाला मनुष्य सेनिक ही कहा 
जायगा, ब्राह्मण नहीं । 

६, अपने कमसे कोई किसान है तो कोई शिल्‍्पकार । कोई व्या- 
पारी है तो कोई अनुचर । कर्मपर ही यह जगत्‌ स्थित है| अपने कर्मसे 
ही एक मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है और दूसरा अब्राह्मण । 

१०, प्राणि-हिंसक, चोर, दुराचारी, कूठा, चुगलखोर, कटुभाषी, 
बकवादी, लोभी, दं घी, और म्ूठी धारणावाला चाहे ब्राह्मण हो चाहे 
कत्रिय अथवा बेश्य हो या शूद्र, मरनेके बाद वह दुगगतिको प्राप्त होगा, 


नरकगामी होगा । 
नैः 


११. क्‍या केवल ब्राह्मण ही प्राणि-हिंसा, चोरी, दुराचार, भ्ूूठ, 
चुगलखोरी, कटुबचचन, बकवाद, लोभ, ओर हूं घसे विरत होकर सुगतिको 
प्राप्त हो सकता है ! क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र नहीं ! 

१२, क्‍या केवल ब्राह्मण ही वेर-रहित और हू प-रहित होकर मेत्री 
की भावना कर सकता है! ज्ञत्रिय, वेश्य और शूद्र नहीं ! ऐसी 
भावना ब्राह्मण भौ कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता हैं, वश्य भी कर 
सकता है और शूद्र भी कर सकता है । 

१३. क्या ब्राह्मण ही मागलिक स्नानचूणं लेकर नदीमें मेल धो 
सकता है ! क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र नहीं ! 

१४, दो छुड़वों भाई हैं। एक तो श्रध्ययनशील आर उपनीत, किन्तु 
दुराचारी और पापी है; दूसरा श्रन्‌ अ्रध्ययनशील, अन:उपनीत, किंतु 
शीलवान और धर्मात्मा है। इनमेंसे यज्ञ अथवा अतिथ्यमें प्रथम भोजन 
आप किसे करायेंगे ? उसीको न, जो अन-अ्रध्ययनशील और अ्रन-उप- 
नीत होते हुए भी शीलवान्‌ और धर्मात्मा है ! 

१४, माता-पिताके रज-वीय से जन्म केनेवाला जीव न छत्रिय होता 
है, न ब्राह्मण--न वैश्य होता है, न शूद्र । 

१६. उच्चकुलवाला भी प्राणि-हिसक, चोर, मिथ्याचारी, झूठा; चुग- 


जाति नेसर्गिक के 
के कसी ९ पूछ 
जखोर, कंठभाषी, बकवासी ' लोभी ओर द्वषी होता है | इसलिए में उच्च- 
कुलीनताकी श्रेय नहीं देता | साथ ही, उच्चकुलीनताको पापीय भी नहीं 
बहता, क्योंकि उच्छुल गत. मदत्य भी अ्दिसिक, अचौर, मिथ्याचार- 
विरत, श्रद्वत्री आदि होता थीं । क्‍ 
१७, नमक ताक भी, इसी ह हिंसक _हीता है और अ्हिंसक 
भी; सच्चा होता है श्रीर कटा भी; जोभी होता है और लोम-विस्त भी; 
द्षी होता दे श्रीर अ्हद् पी भी । 
गः 
१८, जिस श्राश्रयकी लेकर श्राग जलती है, वहीं उसकी संज्ञा होती 
है. 3 । 2/$ ६ है है। री गपु का आम ( 
है | काष्ठसे जलनेवा ली ओआआगकी संज्ञा कीप्ठ-अ्रग्नि, ओर गोमय उपले) 
के आश्रयसे जलनेवाली आगकी संशा गोमब-अग्नि होती है । किंतु आग 
का काम इन समी अग्नियंसि लिया जा सकता है। 
५ 
१६, बबन और कंबोज तथा दूसरे भी सीमांत प्रदेशोंमें दो ही वर्ण 
हँ हि | "4भ्कुछ कक ध्य्टा कप 
होते हैं --आय और दास । मनुष्य वहाँ भी आयेसे दास हो सकता है, 
और दाससे आये | फिर इसका कोई अर्थ नहीं, कि अमुक वर्ण ही 
जन्मना श्रेष्ठ है । 
हि 
२०. जो मनुष्य जातिवाद ओर गोत्रवादके बंधनमें बँधे हुए. हैं, वे 
अनुपम विद्ाचरण-संपदासे दूर ही हैं | 


डे 


१. बुं, च.(अत्तदीप सुत्त) २, सम. नि, (अस्सलायण सुत्तंत)३- 
(० मे, नि, (वासेट्र सुत्तंत)!१,-१४, म, नि, (अस्सलायण सुत्तंत) 
१६-१८, मे. नि.(फसुकारि सुत्तंत) १६. म. नि, (अस्सलायण 
सुत्तत) २०, बु. चे, (अंबढड़ सुत्त) 


५५६ बुद्ध वाणी 


६ २४५ 
ब्राह्मण किसे कहें ! 

१. ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है; जिसने समस्त बंधन 
काटकर फ्रेक दिये हैं; जो भय-विमुक्त हो गया है और जो सग एवं 
आसक्किसे विरत है, मै उसीको ब्राह्मण कहता हैं । 

२, जो बिना चित्त बिग।डे गाली, हनन ओर बधनको सहन करता 
है, ज्षमा-बल ही जिसका सेनानी है, मे उसीको ब्राह्मण कहता हू । 

३, जो अक्रोधी है, इती है, शीलवान्‌ है, बहुश्रुत है, संयमी है ओर 
अतिम शरीरवाला है; उसे ही मे ब्राह्मण कहता हैँ । 

४. कमलके पत्तेपर जलकी मॉति, ओर आरेकी नोकपर सरसोकी 
तरह जो विपय-भोगों में लिप्त नहीं होता, मैं उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ । 

४. चर-अचर सभी प्राणियोमें प्रहर-विरत हो जो न मारता है रोर 
न मारनेकी प्रेरणा ही करता है, उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ । 

६. जो इस प्रकारकी अ्रककंश, आदरयुक्त थ्रौर सत्यवाणी बोलता 
है कि जिससे ज़रा भी पीडा नहीं पहुँचती, में उसे ब्राह्मण कहता हूँ । 

७, बडी हो चाद्दे छोटी, मोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ जो 
संसारमें किसी भी बिना दी हुईं चीजको नहीं लेता, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ 

८. जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी दी आसक्कि छोड़ दी है, 
ओर जो शोकरहित, निमल ओर परिशुद्ध है, उसे ही मै ब्राह्मण कहता हूँ 

६. मानुष भोगोका लाभ छोड दिव्य भोगोंके लाभको भी जिसने लात 
मार दी है; किसी भी लाभ-लोभमें जो आसक्क नही उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ । 

१०. राग और घुणाका जिसने त्याग कर दिया है, जिसका स्वभाव 
शीतल है और जो क्लेशरहित है, ऐसे सवलोक-विजयी बीर पुरुपको में 
ब्राह्मण कहता हूँ | 

११, जिसके पूव, पश्चात्‌ और मध्यमें कुछ नहीं हे, और जो पूर्णु- 
तया परिग्रह-रहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ । 


त्राह्मण किसे कहें ? धूछ 
. १२, जो ध्यनी, निमल, स्थिर, कृतकृत्य और आश्रव- (चित्तमल) 
रहित है, जिसने सत्यको पा लिया है, उसे मैं ब्राह्यण कहता हँ। 

१३, जो न मनसे पाप करता है, न वचनसे और न कायासे; मन, 
वचन ओर काया पर जिसका संयम है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

१७, न जग रखानेसे कोई ब्राह्मण होता है, न अमुक गोत्रसे, और 
न जन्मसे ही | जिसने सत्य ओर धमका साक्षात्कार कर लिया, वही पवित्र 
है, वही ब्राह्मण है । 

१४. जो गंभीर प्रज्ञावाला है, मेघावी है, मागे और अमार्गका ज्ञाता 
है श्रोर जिसने सत्य पा लिया है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

१६. जिसने तृष्णाका क्षय कर दिया है, जो भली भाँति जानकर 
अकथ पदका कहनेवाला है और जिसने श्रगाघ अमृत प्राप्त कर लिया 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

१७. जो पूर्व जन्मको जानता है, सुगति और अगतिको जो देखता 
है श्रोर जिसका पुनजन्म क्षीण हो गया है, तथा जो अ्रभिज्ञान-दिव्यज्ञान) 
परायण है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ। 

१८. मूलॉकोी धारणामें यह चिरकालसे घुसा हुआ है कि “ब्राह्मण 
जन्मसे होता है”; ज्ञानी पुरुष यद्ट कदापि नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण जन्म से 
होता है | द 

१६, अमुक माताकी योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में किसी मनुष्य- 
को ब्राह्मण नहीं कद्दता । द 

२०, जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण 
नहीं, याचक हैं । क्‍ क्‍ 

२१. ब्राह्मणपर प्रहार नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मणकी भी उस 
प्रहरकपर कोप नहीं करना चाहिए। आहणपर जो प्रद्दर करता है उसके 
लिए. घिकार है | और उसे भी धिक्कार हैं, जो उसके लिए. कोप 
करता हैं । 

मै 


भूय्र बुद्ध-वाणी 


२२, प्राचौन ब्राह्मणोंके पास न पशु थे, न सुबवर्ण, न धान्य । उनके 
पास तो एक स्वाध्याय का ही धन-धान्य था | वे तो ब्रह्मनिधिके धनी थे | 

२३. वे संयतात्मा और तपस्वी थे | विषय-भोगोको छोडकर वे सदा 
ज्ञान ओर ध्यानमें ही निरत रहते थे | 

२४७. विविध वणणुके वस्त्रों, सेजों, और श्रतिथिशालाओसे समृद्ध 
राष्ट्र उन ब्राह्मणोको अमभिवंदन करते थे | 

२४, ब्राह्मण अवध्य थे; अजेय थे ओर धमसे श्रभिरक्षित थे | 

२६, प्राचीन कालके वे ब्राह्मण अडतालीस व्षतक अखंड कौमार 
ब्रह्मचय पालन करते थे | 

२७, उस युगके ब्राह्मण विद्या ओर आचरणकी खोजमें रहते थे | 

२८. वे लोग ब्रह्मचय, शील, अश्रकुटिलता, मृदुता, तपस्या, सुप्रीति, 
अहिसा ओर क्षमाके प्रशंसक थे | 

48 

२६. ब्राह्मण कौन ? जो निष्पाप है, निर्मल है, निरभिमान है, संयत 
है, वेदात-पारंगत है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मवादी (निर्वाणवादी) और धर्मप्राण 
है, वही ब्राह्मण है | 


४ 


नह 
३०. जिसने सारे पाप अपने अंतःकरणसे दूर कर दिये, अहंकारकी 
मलिनता जिसकी अतरात्माका स्पशे भी नहीं कर सकती, जिसका ब्रह्मचये 
परिपूण है, जिसे इस लोकके किसी भी विपयकीं तृष्णा नहीं है, जिसने 
ग्रपनी अंतह शिसे ज्ञानका अंत देख लिया, वही अपनेको यथाथ रीतिसे 
ब्राह्मण कह सकता है। 


११. म. नि. ( वासेट्ठ सुत्तंत) १२---१७ ध. प. ( ब्राह्मण वग्यो) 
१८---२० मे. नि ,( बासेद्ठ सुत्तंत ) २१, ध. प. ( ब्राह्मण बग्गो ) 
२२-२८ बु. च. (ब्राह्मण धम्मिय सुत्त) २६, वि. पि, (महावग्ग) 
३०. बि. पि (महाबग्ग) 


चांडाल कोन ! भू 


। २६: 
चांडाल कोन ९ 

१. क्रोधी, बेर माननेवाला, पापी, गुणीजनोंको दोष देनेवाला, मिथ्या 
दृष्टि स्खनेवाला श्रोर मायावी मनुष्य ही बृपल श्रर्थात्‌ चांडाल है। 

२, जो प्राशियोंका वध करता है, प्राणियोंके ऊपर जो दयाभाव नहीं 
रखता, उसे चांडाल समक्नना चाहिए 

३. जो गाँवों ओर नगरोंको लूटता और वीरान करदेता है, दुनियां- 
में जो लुटेरेके नामसे पहचाना जाता है, उसे चांडाल समझना चाहिए | 

४, जो मनुष्य कज तो लेता है, पर जब्न लेनदार माँगने आता है 
तो साफ नट जाता है और कद्दता है कि मुझे तो तेरा कुछ देना ही नहीं, 
उसे चांडाल समझना चाहिए | 

४. जो अपने लिए, दूसरोंके लिए अ्रथवा पेसेके लिए भकूठ बोलता 
है, उसे चांडाल समझना चाहिए । 

६. जो बलात्कारसे अथवा प्रेमसे अपने इश्टमिन्नोंकी स्त्रियोंके साथ 
ब्यभिचार करता है, उसे चांडाल समभकना चाहिए । 

७, जो समथ होते हुए. भी अपने वृद्ध माता-पिताका पालन-पोषण 
नहीं करता, उसे चांडाल समभना चाहिए। 

८. लाभका द्वितकर उपाय पूछुनेपर जो हानिकारक उपाय सुमझाता 
है, अथवा संदिग्ध घचन बोलता है. उसे चांडाल समझना चाहिए | 

६. जो दूसरोंके घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करता है, पर 
यदि वे लोग कभी उसके घर आ जाये, तो वह उनका आदर-सत्कार नहीं 
करता, ऐसा मनुष्य चांडाल नहीं तो क्या है ? 

१०. जो अंहभावके कारण आत्मस्तुति और परनिंदा करता है, उसे 
चांडाल समझना चाहिए | द 

११. जो मनुष्य घी, कृपण, मत्सरयुक्त, शठ श्रोर निलंज होता है 


६० बुद्ध-बाणी 


| आल. 


ओर जिसे लोकनिदाके भयकी तनिक भी परवाह नहों, उसे चाडाल 
समभना चाहिए | 

१२. जो अनह (अयोग्य) होकर भी अपनेको योग्य समझता है, वह 
ब्रह्मलोकमें चोर है और ऐसे पुरुषको वृषलाधम (नीचातिनीच चाडाल) 
कहते हैं । 

१३. केवल जन्मसे कोई वृषल या चाडाल नहीं होता, ओर न 
जन्मसे कोई ब्राह्मण होता है। कमसे ही मनुष्य चाडाल होता है, और 
कमंसे ही ब्राह्मण । 


१--१३ सु. नि. (बसलसुत्त) 
$+ २७; 
भिज्ञु 

१. जिस भिन्नुने शंकाओका प्रवाह पार कर लिया है, जिसने तृ्णा- 
का शल्य निकालकर फ्रेक दिया है, निर्वाणमे जिसकी लो लगी हुई है, जो 
निर्लोंभी है और सदेवक जगत्‌का नेता है उसे मागेजिन मिक्तु कहते हैं। 

२. निर्वाण-पदवों जानकर जो घर्मोपदेश तथा धमंका विवेचन 
करता है, उस शंका-निवारक भिक्कुको मार्गदेशक भिनक्तु कहते हैं। 

३. उत्तम रीतिसे उपदिष्ट धर्मागमें जो संयमी है, स्मृतिवान है 
ओर निर्दोप पदार्थोका सेवन करता है, उसे मार्गजीबी भिन्नु कहते हैं | 

४. साधुओंका वेश धारण करके संघम जबदंस्ती घुस आनेवाले जो 
घृष्ठ भिन्नु गहस्थोकी अपकी्ति फेलाता हैं और जो मायावी, असयमी 
तथा ढोंगी होते हुए भी साधुके रूपमें दुनियाको ठगता फिरता है, उसे 
मागेदूषक भिक्नु कहते हैं । 

४. संघर्म यदि कोई गहासक्क, पापेच्छु, पाप-संकल्पी, ओर पापाचारी 
भिन्नु देखनेमें आये, तो तुम सब मिलकर उसका बहिष्कार करदो; उस 
कचरेकी फेकदो, संघके उस सड़े हुए; हिस्सेको छील डालो 


भिक्तु ६१ 


६, काया और वचनसे जो शांत है, मलीभाँति जो समाहित श्रर्थात्‌ 
प्माधियुक्त है, जिसने जगत्‌ के तमाम लोभोंकी अस्वीकार कर दिया है 
उसे उपशांत भिक्तु कहते हैं । 

७, जो भिक्नु अपनी तरुणाईमें बुद्ध के शासन ( बुद्ध-धर्म ) में यो 
देता है, वह इस लोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैते मेघोंसे 
मुक्त चंद्रमा । 


(९/, 
है 


८. अ्ंतिशय प्रमोदयुक्त ओर बुद्ध-शासनमें प्रसन्नचित्त भिन्नु उस 
तुखमय प्रशांत पदको प्रास कर लेता है, जिसमें मनुष्यकी समस्त वासनाएँ 
शांत हो जाती हैं । 


कर 4५ 
श्डूं न 


६. जो धममें रमण करता है, धमम रत रहता है और धर्मका 
चिंतन और धमंका अनुसरण करता है, वह भिक्षु सद्धमंसे पतित नहीं 
होता | 

शः 

१०. जो भिक्तु मेत्री भावनासे विहार करता है, और बुद्धके शासन 
( धर्म ) में श्रद्धावान्‌ रददता है, वह सुखमय शांत पदको प्राप्त कर लेता है, 
उसकी समस्त वासनाएँ शांत हो जाती हैं । 

११, भिन्नुकी अपनी निंदा सुनकर श्रस्वस्थ और स्तुति सुनकर 
गर्वोन्मित्त नहीं होना चाहिए.। लोभ, मात्सयं, क्रोध ओर निंदाका उसे सदा 
के लिए परित्याग कर देना चाहिए । द 

१.--४. सु. नि. ( चुन्द सुत्त ) ४, सु. नि. (धम्मचरिय सुत्त ) 
६-१०, ध. प, ( भिक्‍खुबग्गो ) ११. सु. नि. ( तुवट्ठक सुत्त ) 





६२ बुद्ध-वाणी 


* तल 
सम्यक्‌ परिवाजक 


१. जो लोकिक एवं दिव्य कामसुखम आसक्त नहीं, वही घममश्ञ 
मिन्ु क्ृसारका अतिक्रमण करके सम्यक्‌ परित्राजक हो सकता है। 

२. जो भिक्तु निंदा, क्रोच और कृपणताका त्याग कर देता है, वह 
अनुरोध-विरोधसे मुक्त होकर इस जगत्‌में सम्यक्‌ परित्राजक कहा जाता है। 

३. प्रिय ओर अ्रप्रियका त्याग करके जो अनासक्क, श्रनाश्रित तथा 
सयोजनसि विम॒क्त हैं, वही इस जगतमे सम्यक्‌ परित्राजक है। 

9. उपाधि को जो निस्सार समझता है और ग्रहण करनेमें जो लोभ 
(छुंदराग) का निरसन करता है, इस जगतमें वही सम्यक्‌ परिव्राजक है। 

४. गलीमॉति धमका तत्व समभकर जो मन, वचन और कमसे 
दूसरोंके साथ अविरोध रीतिसे बताव करता है, जो निवाण-पदकी इच्छा 
रखता है, उसीको मैं इस जगतूमे सम्यक्‌ परित्र,जक कहूँगा । 

६. लोभ और आसक्किको छोडकर जो छेद्न-बधन से विरत हो गया 
है, शंकाओंकी पार कर गया है, और जिसके हृदयसे तृष्णाका शल्य 
मिकल गया है, वही भिक्ष इस जगत्‌मे सम्यक्‌ परित्राजक है । 

७, अपना कतंव्य धर्म समभकर जो भिन्तु किसी भी प्राणीकी हिसा 
नहीं करता, वह्दी इस जगतूम सम्यक्‌ परित्राजक है | 

८, जिसके आखव ( दोप ) क्षीण तथा अहंकार नष्ट हो चुका है, 
जिसने कामसुखोंको लात मारकर-ससार समुद्रको पार कर लिया है और 
दांत, शात और स्थिरात्मा है, वही इस जगतमे सम्यक्‌ परिव्राजक है । 

६. जो अतीत और अनागत संस्कारोकी कल्पनाकी पार कर गया है, 
/ जिसको प्रज्ञा अत्यंत विशुद्ध है और जो समस्त आयतनोसे मुक्त हो गया 
है, वही इस जगतमें सम्यक्‌ परिज्राजक है । 

भ्ः 
१०, आयसत्यों' को जानकर और धर्मकी समऋकर तथा आश्वों 


प्श्नोत्तर ६३ 


५ द ५ 
का विनाश स्पष्टतापूबक देग्वकर जो समस्त उपाधियोका क्षय कर देता 
है, वही इस जगत्‌म सम्पकू परित्राजक है | 


(१०, सु, नि, ( सम्मा परिव्बाजनिय सुत्त ) 
४२६४ 
प्रश्नोत्तरी 


१, प्रश्न--(१) जूठन क्या है ! 
(२) दुगन्‍्ध क्‍या हैं ? 
(३) मकिवयों क्या हैं ? 
उत्तर--(१) लोभ और राग जूठन हैं । 
(२) द्रोह दुर्गंध है। 
(३) अकुशल वितक श्रर्थात्‌ बुरे विचार मक्खियाँ हैं| 
२, प्रश्न--(१) जगतका सबोजन क्या है? 
(२) उसकी विचारणा (चिंता) क्या है १ 
(३) किस धमके नाशसे उसे निर्बाण प्राप्त होता है। 
उत्तर-- (१) लोभ या तृष्णा जगत्‌का सयोजन है । 
(२) वितर्क उसकी विचारणा है । 
(३) तृप्णाके नाशसे जगतको निवांण प्रास होता है। 
३, प्रश्न--किस प्रद्ारके बतविसे मनुष्यके विज्ञान (चित्तकी धारा) 
का निरोध होता है ? 
उत्तर--आ्रतरिक और बाहूय वेदनाश्रोका श्रमिनंद्न न करते 
हुए जो बतंता है, उसका विज्ञान निरुद्ध हो जाता है। 
४. प्रश्य--(१) यह जगत्‌ किससे ढका हुआ है ? 
(२) किसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता ? 
(३) इसका अभिलेपन क्या' है ! 
(४) महाभय कया है ! 


छ्ड बुद्ध-वाणी 


उत्तर- १) यह जगत्‌ अविद्यासे ढका हुआ है । 
(२) मात्य ओर प्रमादके कारण यह प्रवाशित नहीं 
होता । 
(३) वासना इसका अभिलेपन है । 
(४) जन्मादि दुःख महाभय है । 
४. प्रश्न--(१) चारो ओर जो ये प्रवाह बह रहे हैं, इनका निवा- 
रक क्या है ! 
(२) प्रवाहोका नियमन क्या है ? 
(३) ये प्रवाह किस वस्तु से रोके जा सकते हैं ? 
उत्तर--(१) जगतमे जो ये प्रवाह वह रहे हैं उनकी निवारक 
स्मृति है | 
(२) स्मृति ही उन प्रवाहोकी नियामक है । 
(३) प्रज्ासे वे रोके जा सकते है । 
६. प्रश्न-- प्रज्ञा! ओर 'स्मृति? इन नाम-रूपोका निरोध कहोहोता है? 
उत्तर--नाम और रूपका पूणतः निरोध विज्ञानके निरोध से 
होता है । 
७. प्रश्न-- संसारकी ओर मनुष्य किस प्रकार देखे, कि जिससे मृत्यु- 
राज उसकी ओर न देख सके ! 
उत्तर--सदेव स्मृति रखते हुए. इस तरह देखे कि जगतू शून्य 
है। इस भाँति आत्म-दृष्टिको त्याग देनेवाला मनुष्य मृत्युको पार कर 
जाता है। इस प्रकार संसारकी ओर देखनेवाले मनुष्यकी ओर मृत्युराज 
नहीं देखता । 
८. प्रश्न--जो कामोपभोगोसे विम॒क्त है, तृष्णासे रहित है ओर संशयों 
की पार कर गया है, उसका मोक्ष किस प्रकारका होता है ? 
उत्तर--जो कामोपभोगोंसे विमुक्त है, तृष्णासे रहित है और संशयों 
से पार हो गया है, उसके लिए. मोक्ष-जेसा कोई पदार्थ रहा ही नहीं। 
(वही उसका मोक्ष है |) 


प्रश्नोत्तरी ६५ 


६. प्रश्न--(१) वह वासना-रहित होता है, या उसकी कोई वासना 
शेप रहती है ? 

(२) वह प्रशावान होता है, या प्रशाकी कल्पना करने- 

वाला ९ 
उत्तर--(१) वह वासना-रहित होता हैं, उसकी कोई वासना 
शेप नहीं रहती । 

(२) वह प्रश्ञावान्‌ होता है, प्रशाकी कल्पना करनेवाला 
नहीं | वह मुनि सवथा कामभवर्मं अनासक्त और 
अकिचन होता है। 

१०. प्रश्न--महान्‌ भयानक बाढ़के बीचोबीच संसारके मध्यभागमें 
खड़े हुए जय-मृत्युपरायण मनुष्यके लिए कौन-सा द्वीप शरणस्थान है! 

उत्तर--आराकिचन्य ओर श्रनादान (ग्रहण न करना ) ही उसके 
लिए. महान्‌ विशाल दीप है, जिसे में जग ओर मृत्युका छय करनेवाला 
'निर्वाण”ः कहता हूँ । 

यह जानकर जो स्मृतिमान लोग इसी जन्ममें परिनिवांण प्राप्त कर 
लेते हैं, वे मारके (विषय) वश नहीं होते, वे मारका अनुसरण नहीं 


करते । 


१९, प्रश्न--- इस जगतमें लोग अनेकोंको मुनि कहते हैं, पर क्‍या 
उनका यह कहना ठीक दे ? वे शञानसंपत्न पुरुषको मुनि कहते हैं या केवल 
व्रतादि उपजीविका-संपन्नको ? 

उत्तर--इृश्सि, श्रतिसे अथवा श्ञानसे कोई मुनि नहीं होता, ऐसा 
पडितजन कहते हैं । मनके समस्त विरोधोंका नाश करके जो निदु *ख ओर 
'निस्तृष्ण होकर रहता है उसे ही मैं मुनि कहता हूँ। 

१२. प्रश्न--(१) इस जगतूमें किसे सतुष्ट कहना चाहिए ! 

(२) तृष्णाएं किसे नहीं हैं ? 
(४) कौन दोनों अंतोको जानकर मध्यमें स्थित हो 


९६६ बुद्ध वार्णी 


प्रशासे लिप्त नही होता ? 
(४) 'महापुरुष? किसे कहते हैं ? 
(५) इस जगतमें कौन तृष्णाकों पार करता है ? 
उत्तर-- (१) जो कामोपभोगोका परित्याग करके ब्रह्मचारी, 
वीततृष्ण और सदेव स्मृतिमान्‌ रहता है, उसे 
ही संतुष्ट कहना चाहिए । 
(२) उसे ही तृष्णाएँ नहीं सतातीं । 
(३) वह दोनों अतोको जानकर मध्यम स्थित हो 
प्रशासे लिप्त नहीं होता । 
(४) उसे ही में महापुरुष कहता हूँ । 
(५) इस जगत्‌मे वही महापुरुष तृष्णा-तरंगिणी को 
पार कर सकता है। 
. १३, प्रश्न-इस जगतमें जो ये अनेक तरहके दुःख दिखाई देते 
हैं, वे कहों से उत्पन्न होते #ैं ? 
उत्तर--ये दुःख उपाधियोसे उत्पन्न होते हैं। जो अविद्वान मंदबुद्धि 
भनुष्य उपाधियों करते हैं वे बारचार दुःख भोगते हैं। अतएव दुःखका 
उत्पत्ति कारण जाननेवाले बुद्धिमान मनुष्यकोी उपाधि नहीं करनी चाहिए । 
१७, प्रश्न--बुद्धिमान मनुष्य किस तरह ओघ (भवसागर), जन्म, 
जय, शोक, परिदेव और दुःखको पार करते हैं । 
उत्तर--ऊपर, नीचे, चारों श्रोर और मध्यमें जो कुछु भी दिखाई 
देता है, उसमेंसे तृष्णा, दृष्टि और विज्ञान (चित्तघारा) को हय देने- 
वाला पुरुष संतारतर आश्रय नहीं रखता । 
इस प्रकार चलनेवाला स्मृतिमान, अ्रप्रमतत और विद्यान्‌ भिन्नु मम- 
त्वको छोड़कर इसी लोकमें जन्म, ज॑रा, शोक, परिदेव और दुष््र का 
त्याग कर देता है । 
जो ब्राह्मण वेदपारग, अकिचन और काममत्रमें अ्नासक्त होगा, 
वह इस संसार-सागर को विश्वासपूवंक पार कर सकेगा । 


प्रश्नोत्तरी ६७ 


इस जगतमें वही विद्वान और वेदपारग मनुष्य है, वही भव और 

बा] ९ के 
अ्रभवमें आसक्तिका त्याग कर सकता है, वही निस्तृष्ण, निदुःख ओर 
वासना-रहित है, और वही जन्म, जरा ओर म्त्युको पार कर सकता है। 


१४, प्रश्न--किस हेठुसे प्रेरित हो ऋषि, क्षत्रिय, ब्राह्मण और 
ग्रन्य मनुष्य इस जगतमें देवताओको उद्देश करके भिन्न-भिन्न यज्ञ 
करते हैं ? ' 
उत्तर-- ये सब इसलिए भिन्न-भिन्न यज्ञ करते हैं कि उनका पुन- 
जन्म हो और बारबार जन्म और मरणके आ्रास बनें । 

१६. प्रश्न--यज्ञ-कर्मम अ्रप्रमादी रहकर क्या ये लोग जन्म ओर 
जराको पार कर सकते हैं ? 

उत्तर--ये लोग देवताओंकी प्राथना करते हैं, स्तुति करते हैं, आशा 
प्रकक करते हैं, हवन करते हैं, ओर अपने लाभके लिए. कामसुखकी 
याचना करते हैं | यशमें फँसे हुए ये भवलोभासक्त मनुष्य जन्म और जरा 
को कदापि पार नहीं कर सकते | 

१७, प्रश्न--तो फिर देवलोंक ओर नरलोकमें कोन मनुष्य जन्म 
आर जराको पार कर सकता है ! 

उत्तर--संसारकी छोटी-बड़ी सभी वस्तुओंको प्रशासे जानकर जिस 
मनुष्यने अपनी तमाम तृष्णाएँ नष्ट कर दी हैं, जो शात, वीतधूम, रागा- 
दि-विरत ओर आशा-रहित है, वही जन्म ओर जराको पार कर सकता है। 

१८. प्रश्न--राग ओर दोष कहॉ उत्पन्न होते हैं ? अरति,रति और 
हृष कहों से पेदा होते हैं ? 

मनमें बितर्क कहाँ से होता है, जिससे यह मन उस पतंगके समान 
मेंडराता रहता है, जिमे बालक इधर उधर उड़ाया करते हैं ? 

उत्तर--यही आत्मा राग और दोपका निदान है । इसीसे अरति, 
रति और ह्॒षं उत्पन्न होते हैं | इसीसे मनमें बितक उत्पन्न होता है। यह 
उस पतंगके अनुसार है, जिसे अ्रवोध बालक इधर-उधर उड़ाया करते है । 


द्द्द बुद्ध-वाणी 


ये राग आदि स्नेहसे आत्मामें न्यग्रोधके (बरगद) स्कंधके समान उत्पन्न 
होते हैं और कामामें मालू? नामक लताकी मॉति लपठते रहते हैं। 
जो इनका निदान जानते हैं वे आनंद-लाम करते हैं; और इस 
संसार-समुद्र को, जो श्रत्य॑त दुस्तर है, पार करके निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं; 
ओर उनका पुनजन्म नहीं होता । 
१६, प्रश्न--(१) श्रेष्ठ धन कोन-सा है ? 
(२) सुचिर सुख देनेवाला कोन है ? 
(३) जगतूमें अत्यंत स्वादिष्ट कौन पदाथ है ? 
(४) किस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेवाला श्रेष्ठ 
पुरुष है ? 
उत्तर--(१) श्रद्धा ही श्रेष्ठ धन है। ' 
(२) धर्म ही सुचिर सुख देनेवाला है | 
(३) सत्य ही संसारमें अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ है। 
(४) प्रशासे जीवन-निवाह करनेवाला पुरुष ही संसार- 
में श्रेष्ठ हे । 
२०, प्रश्न--(१) ओपघको केसे पार कर सकते हैं? 
(२) मृत्यु-महोद्धिके उस पार किसके सहारे जा 
सकते हैं ? 
(३) दुश्खका अंत किससे कर सकते हैं १ 
(४) परिशुद्धि किससे होती है ! 
उत्तर--(१) भ्रद्धासे ओबको पार कर सकते हैं| है 
(२) अप्रमादके सद्दारे मृत्यु-महोद्िके उस पार जा 
सुकते हैं । 
(३) वीये (उद्योग) से दुःखका श्रंत हो सकता है। 
(४) ओर, प्रशासे परिशुद्धि प्राप्त हो सकती है । 
२१. प्रश्न--(१) प्रज्ञा किससे प्राप्त होती है ? | 
'(२) धन किससे मिलता है ? 


प्रश्नोत्तरी द्द्ह्‌ 


(३) कीर्ति किससे प्रास्त होती है ? 

(४) किस प्रकार इस लोकसे परलोक पहुँचकर मनुष्य 

. * शोक नहीं करता ! 

उत्तर--(१) श्रद्धावान्‌ प्रमाद-विरहित कुशल पुरुष निरवाण- 
की प्राप्तिेकि लिए. आहत धमकी परिसेवा- 
से (उपासना) प्रज्ञा प्रात करता है| 

(२) प्रत्युपकारी सहनशौल पुरुष श्रप्रमादके द्वारा 
विपुल धन प्राप्त करता है । 

(३) सत्यसे वह कीर्ति-लाभ करता है। 

(४) जिस ग्हस्थमे सत्य, धर्म, धृति और त्याग ये 
चार धर्म होते हैं, वही इस लोकसे परलोकमें 
जाकर शोक नहीं करता | 

शः 
२२, प्रश्न--(१) किन गुणुके प्राप्त करनेसे मनुष्य भिक्षु होता है। 

(२) भिक्षु सुशांत केसे होता है ? 

(३) दांत किसे कहते हैं ? 

(४) बुद्धके क्या लक्षण हैं ? 

उत्तर--(१) जो बुद्धके सुझाये हुए मार्गसे परिनिवांण प्राप्त 
करता है, जिसे कोई शका नहीं रहती, जो शा- 
श्वत दृष्टि ओर उच्छेद-इृष्टिका त्याग करके 
कृतकृत्य हो जाता है और पुनर्जन्मका ज्लय कर 
देता है, वही मिक्षु है। 

(२) जो हर जगह उपेक्षायुक्ष और स्मृतिमान होकर 
इस अखिल जगतूमें किसीकी भी हिंसा नहीं 
करता, जो उत्तीण और विमुक्तत हो गया है, 
ओर जिसमें न राग रहा हैन इंष, पही 
सुशांत है। 


७० बुद्ध-वाणी 


(३) इस अखिल जगतूमें जिसकी इंद्रियोँ बाहरसे 
तथा भीतरसे वश हो गई हैं, ओर जो भावि- 
तात्मा पुरुष उत्तम लोकोको जानकर मृत्युकी 
प्रतीक्षा करता है, वही दांत है। 

(४) समस्त विकल्प, ससार तथा जन्म-मरणको जान- 
कर और विगतरज, निष्पाप एवं विशुद्ध होकर जो 

जन्मक्ञयका लाभ करता है, उसे बुद्ध कहते हैं | 
२३, प्रश्न--(१) मनुष्य किन गुणोंकी प्रासिसे ब्राह्मण होता है ? 
. (२) मनुष्य श्रमण केसे होता है ! 
(३) स्नातक के क्‍या लक्षण हैं !? 
(४) नाग किसे कहते हैं ९ 
उत्तर--(१) जो मनुष्य समस्त पापोकों हृदयसे निकाल बाहर 
कर देता हैं, जो विमल, समाहित और स्थिता- 
त्मा होकर संसार-सागरको लॉघ जाता है, जो 
'केवली? और अनाश्रित होता है, उसे 'ब्राह्मणु 
कहते हैं । 

(२) पुण्य ओर पापोंकों त्यागकर जो पुरुष शात हो 
गया है, इहलोक ओर परलोक दोनोको जान 
जो विगतरज हो गया है ओर जो जन्म तथा 
मरणके उस पार चला गया है, उतते श्रमण 
कहते हैं । 

(३) जो समस्त जगतमें बाहर और भीतरसे तमाम 
पापोंको ' पखारकर विकल्पबद्ध देवताओं और 
मनुष्योके बीच विकल्पको प्राप्त नही होता, <से 
स्नातक कहते हैं । 

(४) जो इस जगतमें एक भी पाप नहीं करता ओर 
सभी संयोगों और बंधनोंकों तोड़कर कहीं 


प्रश्नीत्तरी ७१ 


भी बद्ध नहीं होता, उस पुरुषको इन ग़ुणोंके 
कारण नाग कहते हैं। 
२७. प्रश्न--(१) क्षेत्रजिन किसे कहते हैं ? 

(२) मर्जुष्य कुशल केसे होता है ! 

(३) पंडितके क्या लक्षण हैं ? 

(४) मुनि किसे कहते हैं ? 

उत्तर--(१) दिव्य, मानवी ओर ब्क्नक्षेत्र--इन तीनों क्षेत्रोको 
जानकर जो तीनोके मूल बंधनसे मुक्त हो गया है, 
उसे क्षेत्रजिन कहते हैं | 

(२) दिव्य, मानवी और ब्रह्मकोश--इन तीनो कोशों- 
को जानकर जो तीनोके बंधनसे मुक्त हो गया है, 
उसे कुशल कहते हैं। 

(३) आध्यात्मिक (चक्तु, भ्रोत्र, घाण, जिहा, काय, 
मन) और बाहय आयतनों को (रूप, शब्द, गघ, 
रस, स्पश, धम) जानकर जो विशुद्धप्रश् मनुष्य 
पाप और पुण्यके उस पार चला गया है, उसे 
पंडित कहते है | 

(४) अखिल लोकमे अध्यात्मविषयक और बाहूय- 
विषयक तथा साधुओं और असाघुओका धर्म 
जानकर जो आसक्तिके उस पार चला गया है, 
उसे भुनि कहते हैं। उसकी पूजा मनुष्य क्या 
देवता भी करते हैं | 

२४. प्रश्न--(१) किन गुणोंकी प्रासिसे मनुष्य बेदपारग कह- 
लाता है ? 

(२) मनुष्य अनुविदित केसे होता है ? 

(३) वीयवान के क्या लद्बण हैं ? 

(४) मनुष्य आजन्य केसे होता है ? 


७२ बुद्ध-बाणी 


उतर--(१) भ्रमण ओर ब्राह्मणोंके जितने वेद हैं उन सबको 
जानकर ओर उन्हें पार करके जो समस्त वेद- 
नाओंके विपयमें वीतराम हो जाता है, बह 
बेदपारग है । 

(२) भीतर और बाहरसे रोगोंका मूल यह संसार और 
नामरूप है, अतः सब रोगोके मूल बंधनसे जो 
मुक्त हो जाता है, उसे अनुविदित कहते हैं । 

(३) जो इसे लोकमें समस्त पापोसे विरत हो गया 
श्रौर जिसने निरय-दुःखको पार कर लिया है, 
बह वीयेवान है; इन गुणोके कारण ही उसे 
वीयवान्‌, प्रधानवान्‌ (प्रयलवान) और 
धीर कहते हैं । 

(४) भीतर और बाहरके समस्त संगकारणको तोड़कर 
जो सभी प्रकारकी आसक्तकिके बंधनसे सुक्त होगया 
है उसे, इन गुणोके कारण, आजन्य कहते हैं। 

२६. प्रश्न--(१) किन गुणोको प्राप्त करके मनुष्य श्रोत्रिय होता है! 

(२) मनुष्य आये किन गुणोसे होता है ? 

(३) मनुष्य आचरणवान केसे होता है! 

(४) परराजक किसे कहते हैं ? 

उत्तर--(१) जितने भी निंदित ओर अनिंदित धर्म हैं उन 
सबकी सुनकर ओर जानकर जो मनुष्य उनपर 
विजय प्राप्त करके निःशंक, विमुक्त ओर सबंथा 
निदु :ख हो जाता है, उसे श्रोत्रिय कहते हैं। 

(२) जो विद्वान्‌ मनुष्य आखबों औए आलयोंका 
उच्छेद करके गर्मबासकी जड़ काट डालता है, 
ओर जो त्रिविध (काम, रूप और अरूप ) 
पंकमय संज्ञाकी लॉधकर विकल्पको प्राप्त नहीं 
होता, वह आये है । 


प्रश्नोत्तरी ७३ 


(३) जिसने आचरण में पूर्णुत्व आराप्त कर लिया है, जिसे 
कुशल धर्मोंका पूर्णशान है, और जो कहीं भी बद्ध 
नहीं होता, जो विम॒क्त है ओर जिसमें प्रत्या घातबुद्धि- 
का स्वंथा अ्रभाव है, वह आचरणावान है। 

(४) ऊपर, नीचे ओर चारों ओर अथवा मध्यमें 
जितने भी दुःखकारक कम हैं, उन्हें त्यागकर 
जो विचारपूवक बतंता है, जिसने माया, मान, 
क्रोध ओर नामरूपकी नष्ट कर दिया है उस 
पूणत्व-प्राप्त पुरुषको परित्राजक कहते हैं। 

२७, प्रश्न--कलह और विवाद तथा परिदेव, शोक और मत्सर 
कहाँ से उत्पन्न होते हैं ? ओर अहकार, अतिमान तथा कलंकका उत्पत्ति- 
स्थान क्‍या है ? 

उत्तर--कलह और विवाद तथा परिदेव, शोक और मत्सर 
एवं अहंकार, शत्रतिमान तथा कलंकका उत्पत्ति-स्थान प्रियवस्तुएँ हैं | 

२८, प्रश्न--(१) इस जगत्‌ मे वस्तुएँ प्रिय केसे होती हैं " 

(२) यह लोभ किससे पेदा होता है ? 

(३) लोगोके लडाई-भगडोंकी जड यह आशा और 


निष्ठा किससे उत्पन्न होती है ? 
उत्तर--( १) इस जगत्‌में राग (छुद) के कारण वस्तुएँ प्रिय 
होती हैं| 


(२) रागकी बदोलत यह लोभ पैदा होता है। 

(३) यह राग ही तमाम लड़ाई-फंगड़ोकी जड, आशा 
ओर निश्ठाका जनक है । 

२६, प्रश्न--(१) जगतूमें राग कहॉसे उत्पन्न होता है ? 

(२) योजनाएं कहाँसे उत्न्न होती हैं ? 

(१) क्रोध, लुचाई, कुशंका और दूसरे दोष कहाँसे 
पेंदा होते हैं ? 

उत्तर--( १) जगत्‌में जिन्हें सुख और दुःख कहते हैं, उन्हीसे 


जेड ब॒ुद्ध-वाणी 


राग पैदा होता है। 
(२) रूपो में हानि ओर लाभ देखकर जगतमें 
मनुष्य योजनएँ बनाया करता है | 
(३) क्रोध, लुच्चाई, कुशंका और दूसरे दोष भी सुख- 
दुःखर्के ही कारण उतन्न होते हैं | 
३०, प्रश्न--(१) सुख ओर दुःख होनेका क्‍या कारण है ? 
(२) किन वस्तुओके नष्ट हो जानेसे सुख-दुःख उत्पन्न 
नहीं होते ? 
(३) लाभ ओर हानिका उपपत्ति-स्थान क्या है ? 
उत्तर--(१) सुख और दुःखका कारण स्पश है। स्पशंसे ही 
ये सुख-दुःख पेंदा होते हैं । 
(२) स्पशे न हो तो ये भी पैदा न हों । 
(३) लाभ ओर हानिका भी उत्त्ति-स्थान यह स्पश 
ही है। 
३१, प्रश्न--(१) जगतमें स्पश कहाँ से पैदा होता है ? 
(२) परिग्रह किससे उत्पन्न होता है? 
(३) और, किसके नाशसे यह स्पर्श उत्पन्न नहीं होता ! 
उत्तर-- १) नाम और रूपके आअ्रयसे स्पर्श पदा होता है। 
(२) इच्छाके कारण परिग्रह उत्पन्न नहीं होता है। 
यदि इच्छा नष्ट हो जाय, तो फिर ममत्व न रहे | 
(३) रुप-विचार नष्ट होजानेसे स्पर्श उत्पन्न नहीं होता। 
३२. प्रश्न--( १) रूप-विचार किन गुणोके युक्त होनेसे नष्ट होता है! 
(२) सुख और दुःखका नाशक क्‍या है ! 
(३) इनका कैसे नाश होता है ? 
उत्तर--इन प्रश्नोंका एक ही उत्तर है। जो संशाका# विचार नहीं 





& इंद्रिय और विषय के एकसाथ मिलनेपर, अनुकूल-प्रतिकूल 


अतिम उपदेश ७्पू 


करता, अथवा असंशाका भी विचार नहीं करता, जो असंज्ञी मी नहीं, 
ओर रूप-संज्ञी भी नहीं, उसका रूप-विचार नष्ट हो जाता है। कारण यह 
है कि प्रपंचकी कल्पना इस सज्ञासे ही पैदा होती है। 
३३ प्रश्न--(१) मुनिके क्या लक्षण है? 
(२) केबली किसे कहते है ? 
(३) मनुष्य बुद्ध केसे होता है ! 
उत्तर--( १) जो पूबजन्मोको तथा स्वगे ओर नरकको जानता 
है, जिसका जन्मक्षय हो गया है, और जो 
अभिज्ञा-तत्पर है, वही मुनि है। 
(२) रोगोंसे जो सवंथा मुक्त है, जो चित्तकी विशुद्धिको 
जानता है, जिसका जन्म-मरण नष्ट और ब्रह्मचये 
पूर्ण हो गया है, उसे केवली कहते है | क्‍ 
(३) जिसने समस्त धर्मोको पार कर लिया है, उसे 
बुद्ध कहते है । 


१. अं, नि. ( ३: ३: ६ ) २--१७. सु, नि, (पारायण बग्ग ) 
६८--१६, बुद्धदंव ( ना, प्र, का, ) २०--२१, सु, नि, २२-२६, 
सु, नि, (समियसुत्त ) २७--३२, सु, नि, ( कलहबिवाद सुत्त ) 
३३, म, नि, ( त्रह्माषु सुत्तंत ) 

अंतिम उपदेश 

१, भिक्कुओ ! जहॉतक तुम लोग बराबर एकत्र होकर संघका कार्य 
करते रहोगे, जबतक तुममें ऐक्य रहेगा, ऐक्यसे तुम सघके सब कृत्य करते 
रहोगे, जहॉतक संघके किसी नियमका भंग नहीं करोगे, जहॉतक तुम अपने 
संघके वृद्ध मिज्लुओको मान देते रहोगे, जहाँतक तुम अ्रपनी तृष्णाकी 
वेदनाके बाद, यह अमुक विषय है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता 


है उसे संज्ञा कहते हैं । 





७द्द ब॒ुद्ध-वाणी 


अधीनता स्वीकार न करोगे, जहॉतक तुम एकातवासमें आनंद मानोगे, 


ओर जबतक तुम इस बातकी चिंता रखोगे कि तुम्हारे सब साथी 
सुखी रहें, तबतक तुम्हारी 'उत्तरोत्तर उन्नति ही होती जायगी, अव- 
नति नही । 
२, भिन्तुओ ! अम्युन्नतिके ये सात नियम मै बता देता हूँ, इन्हें 
ध्यानपूर्वक सुनो :-- कक 
(१) गहसंबंधी निजी काममें आनंद न मानना; 
(२) व्यर्थका बकवाद करनेमें आनंद न मानना; 
(३) निद्वामें समय बितानेमें आनंद न मानना; 
(४) भोड़भाड़ पसंद करनेवाले भिन्नुओके साथ समय 


बितानेमें आनंद न मानना; 
(५) दुर्वासनाओके वश न होना; 
(६) दुष्टोंकी संगतिमें न पड़ना; ु 
(७) समाधिमे अल्प सफलता पाकर उसे बीचमें ही 
न छोड देना । 
३, भिक्ुओ | अभ्युत्नतिके और भी सात नियम कहता हूँ, उन्हें 
सुनो :-- 
(१) श्रद्धालु बने रहना; 
(२) पाप-कर्मसे लजाते रहना; 
(३) लोकापवादका भय रखना; 
(४) विद्याका संचय करना; 
(५) सत्कम करनेमें उत्साह रखना; 
(६) स्मृतिको जाग्रत बनाये रखना; 
(७) प्रश्ञावान रहना । 
४. शीलभ्रष्ट मनुष्यकी पॉँच प्रकारसे हानि होती है :--- 
(१) दुराचरणसे उसकी संपत्तिका नाश होता है; 
(२) उसकी अपकीति फेलती है; 


अंतिम उपदेश ७७ 


(३) किसी भी समामें उसका प्रभाव नहीं पड़ता; 
(४) शातिसे वह मृत्यु नहीं पाता; 
(५) मरनेके बाद वह दु्गतिको प्रात होता है। 

४. सदाचारी मनुष्यको, उसके सदाचरणुके का रण, यह पॉच' प्रकार 
का लाभ होता है :-- 

(१) सदाचराणसे उसकी संपत्तिकी इंड्धि होती है; 

(२) लोकमें उसकी कीति बढ़ती है; 

(३) हरेक सभामे उसका प्रभाव पड़ता है; 

(४) शातिसे वह मृत्यु पाता है; 

(५४) मरनेके बाद वह सुगतिको प्राप्त'होता है । 
थे 

६, अब ठुम लोग अपनेको ही अपना अवलंबन बनाओ | इस 
संसार-समुद्रमें अपनेको ही द्वीप बनाओ, धर्मको अपना द्वीप बनाओ | 
अपनी ही शरण जाओ, और घर्मकी शरण में जाओ | 

जो पुरुष मेत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा इन चार स्तृत्युपस्थानों- 
की भावना करता है, वह अपने लिए, द्वीप बना लेता है; यही धर्म- 
शरण है। 

मे 

७, भिह्ुुओ ! तुम्हारा ब्रह्मचय चिरस्थायी रहे, और यदि तुम्हे ऐसा 
अनुभव होता हो, कि तुम्हारे उस ब्रह्मचय के द्वारा बहुत-से लोगोका' 
कल्याण हो, बहुत-से लोगोको सुख मिले, तो मेरे सिखाये हुए कुशल 
धर्म'का सम्यकू रीतिसे अध्ययन और उसकी शुद्ध भावना करो | 

. 

८, जो मनुष्य मेरे उपदेशके अनुसार सावधानीके साथ घर्मका 
आचरण करेगा, वह पुनजेन्मसे छुटकारा पा जायगा, उसका दुःख नष्ट 
हो जायगा । 

&, मेरे परिनिरवांण पश्चात्‌ मेरे शरीरकी पूजा करने की माथापन्नीमें 


छ्द बुद्ध-वाणी 


न पडना । मैने तुम्हें जो सन्‍्माग बताया है, उसके अनुसार चलने का 
प्रयत्न करना | 
बह 
१०. तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कि बुद्धके देहावसानके बाद 
हमारा कोई शास्ता (शासनकर्ता) नहीं रहा; पर भेरे न रहनेके बाद 
मैने तुम्हें जिस धर्म ओर विनयकी शिक्षा दी है वहीं तुम्हारा शास्ता 


होगा। 


भरे 
११, में तुमसे कहता हूँ कि संस्कार अ्रर्थात्‌ कृतवस्तु नाशवान है, 
खझतः सावभानीके साथ जीवनके लक्षयका संपादन करो | 


:इरमनममाश्कलसम+ पाक नकनकम्ननकन्ण»»ब+५क»»ऊ-+ मना »+3+-3५+पाअभ सनम +++++-++तभकलकानकवन-++ नाना“ ++4/क७++क कर न पान - पा "प ०3७५» कक पाक ++> 533५ का सना लीसी-+--+44+- 3 आफ का, 


१-- ११, दी. नि. ( महापरिनिब्बाण सुत्त ) 


सूक्ति-कण धर 


सूक्ति-कण 


१. दूसरोंकी त्रुटियों या कृत्य और श्रकृत्यकी खोजमें न रहो | तुम 
तो अपनी ही चरुटियो और ऋृत्य-अकझत्यों पर विचार करो | 
मेः 
२, उस कामका करना अच्छा नहीं, जिसे करके पीछे पछताना पड़े, 
आर जिसका फल रोते-बिलखते मोगना पड़े । 
2६ 
३. उसी कामका करना ठीक है, जिसे करके पीछे पछुताना न पड़े, 
ओर जिसका फल मनुध्य प्रसन्नचित्तसे ग्रहण करे | 
0 
४. पाप-कर्म दूधकी तरह तुरन्त नहीं जम जाता, वह तो भस्म से 
ढकी हुईं श्रागकी तरह थोडा-थोडा जलकर मूढ मनुष्यका पीछा करता है। 
2 
£, जेसे महान्‌ पर्वत हवाके भकोरोंसे विकंपित नहीं होता, वैसे ही 
बुद्धिमान लोग किसीकी निंदा और स्ठुतिसे बिचलित नहीं होते । 
बह | 
4. वही पुरुष शीलवान्‌ और धार्मिक है, जो न अपने लिए और 
न दूसरेके लिए. पुत्र, घन आदिकी इच्छा करता है, और जो अधघर्मसे 
अपनी समृद्धि नहीं चाहता | | 
है 
७, सहलो अन्थंक वाक्योसे वह एक साथंक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनः 
कर शाँति प्राप्त होती है। 
सहसों अ्रनथक गाथाओंसे वह एक सार्थक गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुन- 
कर शॉति प्राप्त होती है। 
८. जो अमिवादनशील ओर सदा वृद्धोंकी सेवा करनेवाले हैं, उनके 
ये चारों धर्म बढ़ते हैं--आयु, वर्ण, सुख और बल | 


ट्र० ब॒ुद्ध-वाणी 


६, एक दिनका सदाचारयुक्ष और ज्ञानपूर्वक जीना सौ वषके शीक्ू- 


रहित और श्रसमाहित जीवनसे अच्छा है। 
7 


१०, यह समझकर पापीकी अवहेलना न करे कि वह मेरे पास 
नहीं आयेगा |? एक-एक बूंद पानीसे घडा भर बाता है| इसी तरह 
मूख मनुष्य अश्रगर थोडा-थोडा भी पाप सचय करता है, तो वहें एक दिन 
पाप-समुद्रमे ड्ब जाता है । 

2. ॥ 

११. जो शुद्ध, पविन्न ओर निर्दोष पुरुषको दोष लगाता है उस मूखे 
को उसका पाप लौटकर लगता है, जेसे वायुके रुख फेंकी हुई धूल अ्रपने 
ऊपर सहज ही आ पड़ती है। 

0 

१२. मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है; दुसरा कौन उसका स्वामी या 

सहायक हो सकता है ? अपनेकी जिसने भलीभॉति दमन कर लिया, वह 


ही एक दुलेभ स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। 
थे 


१३, अनुचित और अहितकर कर्मोंका करना आसान है। हितकर 
ओर शुभकम परम दुष्कर हैं । 
१४, जो पहले प्रमादमें था, ओर अब प्रमादसे निकल गया, वह 
इस लोकको मेघ-मालासे उन्मरुक्त चंद्रमाकी भाँति प्रकाशित करता है। 
कः 
१४. जो अपने किये हुए, पापोको पुण्यसे ढक देता है, वह इस लोक- 
को इस प्रकार प्रकाशित करता है, जेसे बादलोसे उन्मुक्क चंद्रमा । 
बः 
१६. जिसने एक इस धमको छोड़ दिया है, जौ कूठ बोलता है, 
कोर जो प्रश्तोकका खयाल नहीं करता; उसके लिए कोई भी पाप 
ग्रकरणौम्र नहीं । 


सूक्ति-कण ढ्१ 
१७, श्रेष्ठ युरुषका पाना कठिन है। वह हर जगह जन्म नहीं लेता । 
धन्य है वह सुख-संपन्न कुल, जहाँ ऐसा धीर पुरुष उत्पन्न होता है । 
कै 
१८, विजयसे बेर पेदा होता है; पराजित पुरुष दुःखी होता है। जो 
जय ओर पराजयको छोड़ देता है, वही सुखकी नींद सोता है । 
नः 
१६. रागके समान कोई श्राग नहीं; दे घके समान कोई पाप नहीं | 
पंचस्कधोके (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञन) समान कोई दुःख 
नही, ओर शातिके समान कोई सुख नहीं | 
२०, भूख सबसे बडा रोग है; शरीर सबसे बडा दुःख है--इस 
बातको अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए | यथार्थमें निर्वाण ही परमसुख है। 
्ः 
२१, आरोग्य परमलाभ है। संतोष परमघन है। विश्वास परमबंघु 
है | ओर निर्वाण परमसुख है। 


६ 
२२, सत्पुरुषोका दशन अच्छा है। संतोंके साथ रहना सदा सुख- 
कारक है। मू्खों के अदशनसे (अलग रहनेसे) मनुष्य सचमुच सुखी 
रता है । 
नर 
२३. मूर्खों की संगति में रहनेवाला मनुष्य चिरकाल तक शोक- 
निमग्न रहता है। मू्खोंकी संगति शन्रुओकी तरह सदा ही दुःखदायक 
होती है, और धीर पुरुषोंका सहवास अपने बंधु-बाधवोंके समागमके 
समान सुखदायी होता है | 
मे 
२४. सदा सच बोलना, क्रोध न करना और याचकको यथेच्छु दान 
"देना--इन तीन बातोंसे मनुष्य देवताओके निकट स्थान पाता है | 


धर बुद्ध-चाणी 


२४. यह पुरानी बात है, कुछु आजकी नहीं कि, जो नहीं बौलता 
उसकी भी लोग निंदा करते हैं, ओर जो बहुत बोलता है उसे भी दोष 
लगाते हैं। इसी तरह मितमाषीकी भी लोग निंदा करते हैं । सतासम 
ऐसा कोई नहीं, जिसकी लोग निदा न करे । बिल्कुल ही निदित और 
बिल्कुल ही प्रशंसित पुरंष न कभी हुआ, न होगा और न आजकल है। 

मै 

२६ कायाको उद्विग्न होनेसे बचा; काया पर दमन कर; कायाके 
दुश्चरितको छोड़; वाणीके सुचरितका आ्राचरण कर | 

- मेह 

२७, वाणीको उद्दिग्न होनेसे बचा; वाणीको संयत रख; वाणीके 
दुश्चरितको छोड़; वाणीके सुचरितका आ्राचरण कर | 

डे 


2८, मनको उद्दिग्न होनेसे बचा; मनको वशमे कर; मनके दुश्च- 
रितको छोड़; मनके सुचरितका श्राचरण कर | | 
श£ 
२६, रागके समान कोई आग नहीं; हें घषके समान कोई अरिष्ट ग्रह 
भहीं; मोहके समान कोई जाल नहीं; और वृष्ण के समान कोई नदी नहीं। 


7 
३०, जैसे सुनार चाँदीके मेलको दूर करता है, उसी तरह 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिए, कि वह अपने मलो (पापो) को प्रतिक्षण थोड़ा- 
थोड़ा दूर करता रदे | 


22५ 


8९, यह लोहैका भुरचा ही है जो लोहेकी खा जाता हैं। इसी 
प्रकार पापीके पाप-कर्म ही उसे दुगतिको पहुँचाते हैं । 

३२, उपासनाका मुरचा अनभ्यास है। मकानका मुरवा उसकी 
बैमरम्मती है | शशीरफा मुरवा श्राज़स्थ है, और संरक्षकका मुरचा 
प्रमाद है । 


सूक्ति-.कण ब्य्३ 


३३, जो प्राणियोकी हिंसा करता है, जो भूठ बोलता है, जो संसारमें 
न दी हुई चीज़को उठा लेता है अ्रथांत्‌ चोरी करता है, ज़ो पराई ह्तलरीके 
साथ सहवास करता है, जो शराब पीता है, वह मनुष्य लोकमें अपनी जड़ 
आप ही खोदता है । 

दे 

३४. दूसरेका दोष देखना आसान है; किंतु अपना दोष देखना 
कठिन है | लोग दूसरेके दोषोको भुसके समान फटकते फिरते हैं, कितु 
अपने दोषोको इस तरह छिपाते हैं, जेसे चतुर जुआरी हरानेवाले पासेको 
छिपा लेता है । 

जे 

३४, जो दूसरोके दोषोको सदा ही देखा करता है और हमेशा हाय- 
हाय किया करता है, उसकी वासनाएँ बढ़ती ही जाती है, ओर वह उनका 
नाश नहीं कर सकता | 

मेह 

३६, बहुत बोलनेसे कोई पडित नहीं होता | जो क्षमाशील बैर-रहित 

और श्रभय होता है, वही पंडित कहा जाता है। 
६ 2॥ 

३७, वह धमंधर नहीं जो बहुत बोलता है। वही धर्मंघर है और 
वही धर्मविषयोम अप्रमादी है, जिसने चाहे थोड़ा ही धर्म सुना हो, पर 
जो धमका ठीक-ठीक आचरण करता है। 

7] 

इ८. यदि किसीके सिरके बाल पक जायें, तो इससे वह स्थविर या 

बड़ा नहीं हो जाता | उसकी उम्र भले ही पक गई हो, किंतु वह व्यथ ही 


वृद्ध कहा जाता है। 
2 


३६, बड़ा असलमें वही है, जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और 
दम है, जो मलसे रहित और धीर है । 


प्य्ड बुद्ध-बाणी 


४०. जो पुरुष ईष्यालु, मात्सयेथुक्त और शठ है, वह बहुत वोलने 
या सुन्दर रंग-रूप के कारण साधु नही हो सकता | 
शा 
४९, साधु वही है, जिसके दोष जड़मूलसे नष्ट हो गये हैं | जो विगत- 
दोष ओर मेधावी है, वही साधु है । 
मे 
४२. अ्रनियमित ओर मिथ्याभाषी मनुष्य मूं ड मुडानेमात्रसे ही 
भिन्ु नहीं हो जाता । क्‍या ऐसा मनुष्य मिक्तु हो सकता हे, जो वासना 
आर लोभ से युक्त हो ! 


गा 
४३. वही अ्रसलमें भिन्तु है, जिसने छोटे-चडे सब पाप त्याग दिये 
हैं | जिसके पाप शमित हो गये हैं, वही श्रमण कहा जाता हैं। 
भः 
४४. मिक्षा मॉगनेमात्रसे कोई भिक्तु नहीं होता | भिक्तु वही होता 
है, जो धर्मानूकूल आचरण करता हैं। 
हरि 
४४. जो पाप और पुण्यसे ऊँचा उठकर ब्रह्मचारी बन गया है, जो 
लोकमें धर्मके साथ विचरता है, उसीको भिन्तु कहना चाहिए. । 
श्रह 
४६. अज्ञानी ओर मूढ़ मनुष्य केवल मौन रहनेसे मुनि नहीं हो 
जाता। वही मनुष्य मुनि है, जो तराजूकी तरह ठीक-ठीक जॉच करके 
खुब॒तोका प्रहण और पापोंका त्याग करता + । जो दोनो लोकोका मनन 
करता है वही सच्चा मुनि हे। 
#ॉः 
४७, जो प्राणियोंकी हिंसा करता है वह आये नहीं | समस्त प्राणियों- 
के साथ जो अहिसाका बर्ताव करता है वही आय॑ है। 
शः 


सूक्तिक्स व्य््‌ 


४८. यदि थोड़ा सुख छोड देनेसे विपुल सुख मिलता हो, तो बुद्धि- 
मान पुरुष विपुल सुखका खयाल करके उस थोड़ेसे सुखकों छोड़दे । 
मे 

४६. दूसरेको दुःख देकर जो अपना सुख चाहता है, वह वेरके 
ज/ल-मे फेंसकर उससे छूट नहीं सकता । 
मेड 
४०, ऐसे ही उन्मत्त ओर प्रमत्त लोगोके आरलव (चित्तके मल) 
बढ़ते हैं, जो कत्त व्यको छोड़ देते हैं ओर अकर्च॑व्यको करते हैं । 
थे 


४१, जो शरीरकी अनित्य गतिको नित्य विचारते हैं, जो अकर्च॑व्यसे 
दूर रहते और कत्त व्य इृत्यकों करते हैं, उन ह्ानी सत्पुरुषोके आखब 


अस्त हो जाते हैं । 
न 


४२, श्रद्धावान, शीलवान्‌ , यशस्वी और घनी घुरुष जिस देशमें 


जाता हैं, वहाँ वह पूजा जाता है | 
शक 


४३. हिमालयके घवल शिखरोंके समान संतजन दूरसे ही प्रकाशते 
हैं। ओर, असत लोग इस तरह अदृष्ट रहते हैं, जेसे रातमें छोड़ा हुआ वाण । 
मैट 

४४, काघाय वस्त्र पहननेवाले बहुत-से पापी ओर असंयमी मिलेंगे । 
ये सब अपने पाप-कमके द्वारसे नरकलोकको जायेंगे। 
हैः 
४४. असंयमी ओर दुराचारी मनुष्य राष्ट्रका अन्न व्यर्थ खाये इससे 


तो आगमें गरम किया हुआ लोहेका लाल गोला खा जाये वह अच्छा । 
द ५ 


४६, परस्त्रीगणन करनेसे अपुण्य-लाभ, बुरी गति, मयभीत (पुरुष) 
की भयभीत (स्त्री) से अत्यल्प रति, यही मिलता है। इसलिए, मनुष्यको 
परस्त्री-गमन नहीं करना चाहिए। 


ट्ट्द्‌ बुद्ध-बाणी 


४७, जेसे असावधानीसे पकडा हुआ कुश हाथ को काट देता है, 
उसी तरह असावधानीके साथ संन्यास ग्रहण करनेसे मनुष्यकोी नरककी 
प्राप्ति होती है। 

श्र 

४८. दुष्कृतका (पाप) न करना ही अ्रयस्कर है, क्योकि दुष्कृत करने- 
वालेको पीछे पछुताना पडता है। सुकृतका करना ही श्रेष्ठ है, जिससे 
मनुष्य को अनुताप न करना पड़े | 

नै 

४६, मुनिको गॉवम इस प्रकार विचरना चाहिए, जिस प्रकार भौंरा 
फूलके रंग और सुगधको न बिगाड़ता हुआ उसके रसको लेकर चल देता 
हे । 

का 

६०, कोई भी सुगंध, चाहे वह चंदनकी हो चाहे तगरकी या चमेली- 
की; वायुसें उलटी ओर नहीं जाती । कितु सत्पुरुषोकी सुगंध वायुसे 
उलयी ओर मी जाती है। सत्पुरुषोकी सुगंध सभी दिशाओको सुवासित 
करती है । 


डे 

६१. चदन या तगर, कमल या जूही इन सबकी सुगंधसे सदाचारकी 
सुगंध श्रेष्ठ है। 

3] 

६०, तगर और चंदनकी जो गध हैं वह अल्पमान्न है, और जो 
सदाचारियोंकी उत्तम गंध है, वह देवताओतक पहुँचती है। 

2 3] 

६३, चाहे कितनी ही धर्मसहिताओंका पाठ करे, किंतु प्रमादी मनुष्य 
उन संहिताओके अनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता; अतः, वह 
श्रमण अर्थात्‌ साधु नहीं हो सकता । वह तो उस ग्वालेके समान है; जो 
दूसरोकी गायोंको गिनता रहता है। 


यूक्तिकण दछ 
६४. जो पुरुष राग-ढ षादि कपायो (मलों) को ब्रिना छोडे ही कामाय॑ 


(गेरुआ) वस्त्र धारण कर लेता है, और जिसमें न संयम है न सत्य वह 
काषाय वस्त्र धारण करनेका अधिकारी नहीं । 


६४. जिसने कषायो (मला) का त्याग कर दिया है, जो सद।चारी॥ 
संयमी और सत््यवान है वही काघाय वस्त्र धारण कर सकता है। 


६६, जिस प्रकार कलछी दाल-तरका रीके स्वादकी नही समझ सकती॥ 

के ० जक बिक है 

उसी प्रकार मूख मनुष्य सारी जिंदगी पंडतोकी सेवामे रइकर भी धर्म 
श्रौर ज्ञानका रस प्राप्त नही कर सकता | 


३७, जिस प्रकार जीभ दाल-तरकारीको चखते ही स्वाद पहचाने 
लेती है, उसी प्रकार विशपुरुष पंडतोंकी सेवामें मुह्ृृतमात्र रहकर भी धर्म 
ओर ज्ञानको प्राप्त कर लेता हे । 


६८. जबतक पापका परिपाक नहीं होता, तभीतक मूर्ख मनुष्यको 
वह मधु-सा मीठा लगता है | किंतु जब पाप-कर्मके फल लगने लगते हें, 
तब उस मूखेको भारी क्लेश होता है। 


६६, जिसके पास कोई मालमता नहीं, जो सचय करना नहीं जानते; 
जिनका भोजन नियत है, जिन्हें जगत्‌ शून्यता-ध्वरूप दिखाई देता है, 
और जिन्होंने निवाणपद प्राप्त कर लिया है, उनकी गति उसी प्रकार 
मालूम नहीं हो सकती, जिस प्रकार आकाशमे पक्षियोंकी गति | 


७०, सौ वर्षके आलसी और हीनवीय जीवनकी अ्रपेज्ञा एक दिनका 
हृढ़ कर्मण्यताका जीवन कही अच्छा दें। 


ध्ट बुद्ध वाणी 


७१, न गआकाशमें, न समुद्रमे, न पवताकी खोहमें कोई ऐसा दौ< 
है, जहाँ पापी प्राणी अ्रपने किये हुए. पाप-कर्मों से त्राण पा सके । 


७२. बुढापेतक सदाचारका पालन करना सुखकर है। स्थिर श्रद्धा 
सुखकर है। प्रश का लाभ सुखकर है। और पापकर्मों कान करना 
सुखकर है | 
७३, जिसने हाथ. पर और वाणी को संयममे रखा है, वही सर्वोत्तम 
संयमी है । में उसीको भिन्तु कहता हैँ. जो झपने मे मस्त है, जो सयत है 
एकातसेवी है और संतुश है | 


७४. जिस भिन्ुकी वाणी अपने वश ओर जो थोड़ा बोलता 
है, जो उद्धत नहीं हैं, ओर धर्मको प्रकाश में लाता है, उसीका भाषण 
मधुर होता है । 


७४, नतो अपने लाभका तिरस्कार कर, और न दूसरोके लाभकी 
स्प्ह्म। 


७६, इस नाम-रूपात्मक जगतमें जिसे बिल्कुल ही ममता नहीं, ओर 
जो किसी वस्तुके न मिलने पर उसके लिए शोक नहीं करता, वही सच्चा 


भिन्तु है। 


७७, ध्यानमें रत रहो, प्रमांद मत करो। तुम्हारा चित्त भोंगोंके 
चकरमें न पड़े। प्रमादके कारण तुम्हे लोदेका लाल-लाल गोला न निग- 
लगना पड़े। और दुःखलकी आगसे जलते समय तुम्हें यह कहकर क्रन्दन न 
करना पड़े कि 'हाय, यह दुःख है।? 

७८ जैसे जूहीकी लता कुम्हलाये हुए, फूलोंका त्याग कर देती है, 
वेसे ही तुम राग और द्व षको छोड़ दो । 


सू क्ले-कण व्टह्‌ 


७६. अपनेको अपने आप उठा, अपनी आप परीक्षा कर । इस प्रकार 
तू अपनी आप रक्षा करता हुआ विचरशील हो सुखपूबंक इस लोकमें 
विदह्र करेग | 

नह 

८०, मनुष्य आप ही अपना स्वामी हैं, आप ही अपनी गति 
है | इसलिए तू अपनेको संयममें रख, जैसे बनिया अपने धोड़ेको अपने 
काबूमे रखता हैं| 

रा 

८१, धमंपूवक माता-पिताका भरण-पोषण- करे, धर्पूवक व्यवहार 
श्रोर कशिज्य करे | गहस्थोकों इस प्रकार आलस्य और प्रमाद छोड़कर 
अपना धर्म-पालन करना चाहिए | 

बे 

८०२, दुःखका समूल नाश करनेके लिए ब्रह्मचय का अतपालन श्र॒त्यंत 

आवश्यक है| 
डे 

८३, हंस, क्रोंच, मोर, हाथी और मृग ये सभी पशु-पक्ती सिंहसे भय 
खाते है। कोन शरीरमें बड़ा हे ओर कौन शरीरमें छोटा, यह ठुलना 
करना व्यर्थ हे | 

इसी प्रकार मनुष्यामें बोने शरीरका होते हुए. भी यदि कोई प्रशावान्‌ 
है, तो वही वास्तवमें बड़ा हैं। भारी भरकम शरीरके होते हुए भी मूख॑ 
मनुष्यको हम बढ़ा नहीं कह सकते | 

४0 ॥ 

८७. संसग होनेसे स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेहसे दुःख होता है। 
यह स्नेह ही दोष है, ऐसा समझकर गैडाके सीगकी तरह एकाकी ही रहना 
चाहिए. । 

८५. देख, यह आसक्ति हैं; इसमें सुख थोडा है, आस्वाद कम है, 
आर दुःख अधिक | सावधान ] यह मछली फँसांनेका ऑकड़ा है | 


8० बुद्ध-वाणी 


८६. जैसे कोई मनुष्य किसी प्रचंड धारकी नदीमें उतरकर तैर न 
सकनेके कारण बह जाता है और दूसरोको पार नहीं उतार सकता, वैसे 
ही जिस मनुष्यने धर्मश्ञानका संपादन नहीं किया, ओर विद्वानोके मुखसे 
श्रथंपूर्ण वचन नहीं सुने, जो स्वयं ही अज्ञान ओर संशयमें डूबा हुआ 
है, वह दूसरों का किस प्रशार समाधान कर सकता है ! 

4६ ह 

८७, समाधान तो वह शानी/(पुरुष कर सकता है, जो विद्वान, 
संयतात्मा, बहुश्र॒त तथा अप्रकंप्य होता है, और जिसने श्रोतावधानक्रे 
द्वारा निर्वाणज्ञान का संपादन किया है| 

मै 

८८, तू तो निष्काम निर्वाणका चितन कर और अहंकारी वासना 
छोड़दे | अहंकारका त्याग करने पर ही ठुके सुचिर शाति मिलेगी। 

८६, जो निदनीय मनुष्यकी प्रशंसा श्रथवा प्रशंसनीय पुरुषकी निदा 
करता है, वह श्रपने ही मुखसे अ्रपनी हानि करता है, और इस ह्वानिके 
कारण उसे सुख प्राप्त नहीं होता । 

३६ 

६०, जुएमे धन गँवानेसे जो हानि होती है वह कम है, कितु सत्पु- 
रुषोंके संबंध में अपना मन कलुषित करना तो सबस्व-हानिसे मौ बढ़कर 
झात्म हनि हे | 

+६ 

६१. मूख मनुष्य दुबंचन बोलकर खुर ही अपना नाश करते हैं। 

है£ 

६२, जो छिंहुला या छिछोरा होता है वही ज्यादा आ्रावाज करता है, 
पर जो गंभीर होता है, वह शात रहता है। मूर्ख अधभरे घड़ेकी तरह शोर 

मचाते हैं, पर प्रशावान गंभीर मनुष्य सरोवरकी भाति सदा शात रहते हैं | 

६३, जो सँयतात्मा पुरुष सब कुछ जानते हुए. भी बोलते नहीं हैं, वे 
ही मुनि मौनत्रत के योग्य हैं | 


सूक्तिकण है 


६४. यह अविद्या ही महान्‌ मोह है, जिसके कारण मनुष्य चिरकालसे 
संसार में पडा है | किन्तु जो विद्यालाभी प्राणी होता हे, वह बारघार जन्म 
नहीं लेता | 

६४, जो भी दुःख पेदा होता है, वह सब संस्कारोसे ही पेंदा होता 
है; संस्कारोके निरोधसे दुःखकी उत्पत्ति असंभव हो जाती है | 

ह शः 

६६, इस सारे प्रपचका मूल अहंकार हैं। इसका जड़मूलसे नाश 
कर देना चाहिए। श्रहंकारके समूल नाशसे ही अश्रतःकरणमें रमनेवाली 
तृष्णाओका अंत हो सकता है। 

भटे 

६७, अनात्मामे आत्मा है, ऐसा माननेवाले और नामरूपके बंधन 
में पडे हुए इन मूह मनुष्योंकी ओर तो देखो, वे यह समभते हैं कि यही 
सत्य है। 

६८. वे जिस-जिस प्रकारकी कल्पना करते हैं उससे वह वस्तु भिन्न 
प्रकारकी होती है और उनकी कल्पना भूठी ठहरती है; क्योंकि जो च्षण- 
भंगुर होता है वह नश्वर तो है ही । 

६६. पर आय लोग मानते हैंकि निर्वाण अविनश्वर है और 
वही सत्य है; और वे सत्यश्ञानके बलपर तृष्णारहित होकर निर्वाण-लाभ 
करते है | 

नः 

१००, जिस प्रकार सॉपके फनसे हम अपना पेर दूर रखते हैं, उसी 
प्रकार जो कामोपभोगसे दूर रहता हैं वह स्मृतिमान्‌ पुरुष इस विषभरी 
तृष्णाका त्याग करके निर्वाण-पथकीं ओर अग्नसर होता है। 

१०१ वासना ही जिसका उद्द श्य हों, ओर संसारी सुखो के बन्धनमे 
जो पडा हुआ हो, उसे छुड़ाना कठिन है; क्योंकि जो आगे या पीछेकी 
आशा रखता है और अतीत या वर्तमान कालके कामोपभोगमें लुब्ध रहता 
है, उसे कौन छुड़ा सकता है ! 


६२ बुद्ध-वाणी 


१०२ सोने-चॉदीके लाखो-करोड़ो सिक्‍कोंको में श्रेष्ठ घन नहीं 
कहता | उसमें तो भय-ही-मय है--राजाका, अग्निका, जलका, चोरका, 
लुटेरेका और अपने सगे-संबंधियोंतकका भय है । 

नेः 

१०३. श्रेष्ठ ओर अनचचल तो मैं इन सात धनोको मानता हूँ-श्रद्धा, 
शील, लजा, लोक-भमय, श्रत, त्याग ओर प्रज्ञा। इस सप्तविध धनको 
बौन लूट सकता हैं, और कोन छीन सकता है ! 

.*] 

१०४. लोभ, दंष और मोह ये पापके मूल हैं; अलोभ, अद्वष 

ओर अभोह ये पुण्यके मूल हैं | 
श्र 

१०४, ये जो चद्र और सूथ आकाश-मंडलमें प्रकाशित हो रहे हैं 
और ब्राह्मण जिन्हें नित्य स्तोन्नोंके गानसे रिक्ाते और पूजत हैं, उन चद्र- 
सूयेकी ओर जानेका माग कया ये ब्राह्मण बतला सकेगे १ , 

जिन चद्र-सयको ये ब्राह्मण प्रत्यज्ञ देख सकते हैं, उनतक पहुँचने 
का मार्ग जब वे न जान ही सकते हैं, न बतला हो सकते हैं, तो उस 
ब्रह्मसायुज्यताके मारगंका वे क्या उपदेश करेंगे, जिस न उन्होंने ही कभी 
देखा है और न उनके आचायोंने ही ! यदि ब्रह्मसायुज्यताके मार्गका बे 
उपदेश करते है तो यह एक विचित्र ही बात है | 

ने 

१०६, जो स्मृतिमान्‌ मनुष्य अपने भोजनकी मात्रा जानता हें उसे 

अजीणकी तकलीफ नहीं होती | वह आयुका पालन करते-करते बहुत 
वर्षों के बाद इद्ध होता है । 
क 

१०७. कोई-कोई स्त्री तो पुरुषसे भी श्रेष्ठ निकलती है। यदि वह 
बुद्धिमती, सुशीला और बड़ो का आदर करनेवाली तथा पतित्रता हो तो 
उसे कौन दोष दे सकता है ! उसके गर्भसे जो पुत्र जन्म लेता है वह 


सूक्ति- कण ३ 


शूर-वीर होता है | ऐसी सद्भाग्यवती स्त्रीके गभसे जन्म लेनेवाला पुत्र 
साम्राज्य चलानेकी पात्रता रखता है। 
डः 

१०८, कृपण॒के धनकी केसी बुरी गति होती है ? कृपण मनुष्यसे 
उसके जीवन-कालमें किसीको सुख नहीं पहुँचता, उसका इकट्ा किया 
हुआ सारा धन अनन्‍्तमें राजाके खजानेमे जाता है, या चोर लूट लेते हैं, 
अथवा उसके शत्र ही उसे तिड़ी-बिंडी कर देते हैं। 

कृपणके धनकी बेसी ही गति होती हैं, जसी जगज्के उस तालाबकी 
जिसका पानी किसीके काम नहीं आता, ओर वह वहीका-बही युख जाता हैं । 

# 

१०६, जरा और मरण तो मारी-भमारी पवतोसे भी भयंकर हैं । 
हाथी, घोड़ा, रथ और पेदल सेनिकोंकी चतुरंगिणी सेनासे कही जरा और 
मृत्युकी पराजय हो सकती है ? जरा और मृत्युके घर यह भेदभाष नहीं 
कि यह ब्राह्मण है और यह चाडाल । 

शठ 

११०, सदाचार-रत मनुष्य इस लोकमें प्रशंसा पाता है, और पर- 

लोकमे सदगति | 
मेँ 

१११ अपने हाथसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे स्वीकार 
करना, और भविष्यमें फिर कभी वह अपराध न करना, यह आय गहस्थ 
का कत्त व्य है | 


बे 
चर 


११२ धमको जानकर जो मनुष्य वृद्धजनोंका आंदर-सत्कार करते 
हैं, उनके लिए इस लोकमे प्रशंसा है और परलोकमें सुर्गात । 


क्र 


११३, भिक्तुओ ! में तुम्हारी सेवा न करू गा तो कोन करेगा ? यहों 
तुम्हारी माता नही, पिता नहीं, जों तुम्हारी सेवा-शुश्रघा करते | तुम एक 


६४ बुद्ध वायी 


दूसरे की सेवा न करोग्रे, तो फिर कौन करेगा ! जो रोगीकी सेवा करता 
५ 


है वह मेरी ही सेवा करता है। 
११७ लो।भकके फंदेमे फेसा हुआ मनुष्य हिसा भी करता है, चोरी 
भी करता है, परस्त्री-गमन भी करता है, क्ूठ भी बंलता है, और दूसरों 


॥०७ पी. 


क। भी वेसा ही करनेके लिए प्ररित करता है। 

११४, तुम खुद अपनी आँखसे देखो, कि यह घर्म अकुशल है, 
श्रतः त्याज्य है; इसे हम ग्रहण करेगे तो हमारा अहित ही होगा। अ्रक्ु- 
शल धमका त्याग और कुशल घमर्मका ग्रहण, दोनो तुम अपनी प्रशासे 
करो--श्रतसे या मत-परम्परासे नहीं; प्रामाण्य शास्त्रोकी अनुकूलतासे या 
तकंके कारण नहीं; न्‍्यायके हेतुसे या अपने चिरचितित मत केश्ननुकूल 
होनेसे नहीं ओर वक्‍ताके आकार अथवा उसके भव्यरूपसे प्रभावित 
होकर भी नहीं | 

११६, मुक्त पुरुष सवंदा सुखकी नींद सोता है। रागादिसे रहित 


नितात अ्रनासकत ओर निभय पुरुष आतरिक शातिमें विहार करता हुआ 
सदेव सुखकी नींद सोता है। 

११७. कट वाक्यकों सुनकर हम उसे मनम॑ न लाना चाहिए। 

११८, हानि-लाभको न देखकर सो वष जीनेकी अपेत्षा हानि-लाभ 
को देखते हुए. एक दिनका जीना अच्छा है | 

११६. जो परवश हे वह सब दुःख है। सुख तो एक स्ववशतामें 
ही हे। 

१२०. मूर्ख तबतक नहीं समझता, जबतक कि वह पापमें पचता 
नहीं | पापम जब वह पचने लगता हैं, तभी उसकी समझे आता है कि 
अरे, यह तो पाप-कर्म है। 


सूक्कि-कण 8६५४ 


१२१. हत्याका फल हत्या है, निदाका फलनिदा है और क्रोधका 
5. अर आप कप ि ५ 
फल क्रोध | जो जेसा करता है, वेसा ही फल उसमे मल्षता हैं । 

१२२. रंग या रुपसे मनुष्य सुशेय नहीं होता | किसीको देखते ही 
उसपर विश्वास न कर लेना चाहिए। रूप औरे रगसे कितने ही मनुष्य 
सयमी-से मालूम होते है। 

श्र 

१२३. ऐसे बने हुए मनुष्य मिद्ठीके नकली कु डलकी तरह या सानेसे 
मढ़े हुए ताबेके टुकड़ेकी तरह होते है । ऊपरसे सुंदर किंतु भीतस्से वे 
महान अशुद्ध होते है | 


बच 
बा 


१०४७. तुझे इस बातका अभ्यास करना चाहिए, कि मेरे चित्तमे 
विकार नही आने पायेगा, मु हसे दुरवेचन नहीं निकालूं गा, और हे षरद्दित 
हो मेत्रीभावसे इस संसारमें विचरण करूँगा । 

मे 

१०२४. तुम्हारे लिए दो ही कर्त्तव्य है--एक तो धर्म-वचनका मनन 
और दूसरा आय वृष्णीभाव, अर्थात्‌ उत्तम मौन । 

भें 

१२६, उनके लिए, अमृतका द्वार बंद है, जो कानोंके होते हुए, भी 
श्रद्यको छोड़ देते है । 

१२७, जिन जीवोक समस्त आखव श्रर्थात्‌ मल नष्ट हो जाते (, 
उन्हींकों जिन! कहते है | 

अं 
१२८. परमलाभ आरोंग्य हे और परमसुख निर्वाण । 
६ 

१२६. सत्य-प्राप्तिका उपकारी धर्म प्रयत्न है। मनुष्य प्रयत्न न करे 

तों फिर सत्यकी प्राप्ति कहाँसे हो ! 


६६ बुद्ध-वाणी 


और, प्रवल्का उपकारी धर्म उद्योग है । बिना उद्योंगके मनुष्य 
प्रयत्न नहीं कर सकता । 

१३०. उच्चकुलमें जन्म लेनेसे लोभ थोडा ही नष्ट हों जाता हैं। 
उच्चकुलमें जन्म लेनेसे न द्रष ही नष्ट होता है, न मोह ही । 

१३१, उच्चकुलमे मले ही न जन्म लिया हो, कितु यदि मनुष्य 
धर्ममाग पर आरूढ होकर धर्मका ठीक-ठीक आचरण करता है, तो वह 
प्रशसनीय है, पूज्य है । 

्ः 

१३२. जो मनुष्य अपनी उच्चकुलीनताका अ्रभिमान करता है श्रोर 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है, बह प्रद्वज्या ले लेने पर भी असत्पुरुष! 
ही कहलायेगा । 

१३३. यह बृक्तोकी छाया है, यह शून्य गृह है। प्रमाद मत करो, 
ध्यान दरों | 

मर 

१३४. चाहे यृहरुथ हो चाहे संन्य[|सी, यदि वह मिथ्या प्रतिज्ञाचाला 
है, तो वह मिथ्या प्रतिपत्ति (मिथ्याचरण) के कारण कुशल धमका आरा- 
घक नहीं हो सकता। 

मॉः 

१३५, उलीचो, उलीचो, इस नाबको उलीचो; उलौचनेसे वुम्हारी 
यह नाव हल्की हो जायगी, ओर तभी जल्दी-जल्दी चलेगी। राग और 
६ पका छेदन करके ही तुम निर्वांणपद था सकोगे | 

श्र 

१३६. काठ डालों वासनाके इस बीहड़ वनको; एक भी वृक्ष न 
रहने पाये | यह महामयंकर वन है | जब बन और उसमें उगनेवाली 
भड़ियोंकी काढ डालोगे, तभी तुम निरवाझपद पाओगे । 


हैः 


सूक्ति-कण ६७ 


१३७, आत्मस्नेहकी इस तरह काण्कर फेंक दे, जिस तरह लोग 
शरद्‌ ऋतुके कुमुदको हाथसे तोड़ लेते हैं| शातिके मागंका आश्रय ले-- 
यह बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग है | 

हैः 

१३८, बुद्धके निर्दिष्ट मार्गपर वही चल सकता है, जो मन, वचन 
अर कायाको पापोसे बचाता है । 

#/ 

१३६, यह ब्रह्मचरय॑ न तो आदर-सत्कार प्रास करनेके लिए है, न 
शील-सपत्ति प्राप्त करनेके लिए--ओर न समाधि-सपत्ति वा प्रज्ञा प्राप्त 
करनेके लिए है । यह ब्रह्मचर्म तो आत्यंतिक चित्त-विमुक्ति अर्थात्‌ निर्वा- 
णपद प्राप्त करनेके लिए है । आत्यंतिक चित्त-विमुक्ति ही ब्रह्मचयेका 
सार है, और यही ब्रह्मचर्य त्रतका परवान भी है । 

शह 

१४०, जिस श्रद्धालु गहस्थमें सत्य, धर्म, घ्ृति और त्याग ये चार 

गुण हैं, वह इस लोकसे परलोकमें जाकर शोक नहीं करता | 


जे मर 
१४१, वही बात बोलनी चाहिए, जिससे अ्पनेकी संताप न हो, ओर 
जिससे किसीको दुःख न पहुँचे । यही सुभाषित वाक्य है | 
कै: 
१४२. वही प्रिय बात बोलनी चाहिए, जो आनन्ददायक हो; और 
ऐसा न हो कि दूसरेके लिए प्रिय बात बोलनेसे पाप लगे | 
१४३. सत्य अमृतवाणी है, यही सनातन नियम है। 
१४४, संतोने कहा है कि सुभाषित वाक्य ही उत्तम है। धर्मकी 
बात कहना, अधर्म की न कहना यह दूसरा सुभाषण है । प्रिय बोलना, 
आरप्रिय न बोलना, यह तीसरा सुभाषण है। सत्य बोलना, असत्य न बोलना, 


यह चौथा सुभाषण है |! 
जुट 


ह्प्र बुद्ध-वाणी 


१४४, मिक्तुओ | अब तुम लोग जाओ, धूमो; बहुजनके हितके लिए; 
बहुजनके सुखके लिए;; देवताओं और मनुष्योंके कल्याणके लिए घूमो । 
कोई दो मिन्तु एक तरफ न जाना | तुम लोग उस धमका उपदेश करो, 
जो आदिमें कल्याणकारी है, मध्यमें कल्याणकारी है और अंतमें कल्या- 
णकारी है | 


१, ध. प. (पुष्फवग्गो) २--४ घ. प. (बालवग्गो) ५--६ ध. प. 
(परिडतवग्गो) ७-६ ध. प. (सहस्सवग्गो) १०--११ ध. प. 
(पापवग्गो) १२--१३ ध. प. (अत्तवग्गों) १४--१६ ध. प. 
(लोकबग्गो) १७ ध. प. (बुद्धवग्गों) (८---२३ ध. प. (सुखबग्गो) 
२४---२८ ध. प. (कोधवर्गो) २६--३४. ध. प, (मलवग्गो) ३६-- 
४७ धघ. प. (धम्मद्ठ उग्गो) ४८-५३ (पक्किए्णक बग्गो) ४७-- 
श८ घ. प. (निरयवर्गो) £६--६२ ध. प. (पुपष्फवग्गो) ६३--६५ 
ध. ५. (यसकबग्गो) ६६--६८- धघ. प. (बालबग्गो) ६६, घ.प, 
(अहेतवग्गो) ७०, ध,प, (सहस्सवग्गो) ७१, घ, प, (पापवग्गो) 
७२, ध.प, (नागवग्गों) ७३--८०, घ.प, (मिक्खुबग्गो) ८१, 
सु.नि, (धम्मिक सुत्त) ८९--८६, सु, नि. (निदानवग्गो) (मिक्खु- 
संयुग) ८४-८५, सु, नि, (खग्गविषाण सुत्त) ८६--८७, सु, नि, 
(नावा सुत्त। पप--६१, सु, नि, (कोकालिक सुत्त) ६२--६३ 
सु, नि, (नालक सुत्त) ६२--६४, सु, नि, (यतानुषस्सना सुत्त) 
१००, सु, नि, (काम सुत्त) १०१, सु, नि, (गुहड्वक सुत्त) १०२. 
सु, नि, (दुद्धद्धक सुत्त) १०३, अं. नि. (घन सुत्त) १०७, अं. नि. 
(कालाम सुत्त) १०५, दी, नि, (तेविजब्ज सुत्त) १०६--११०, 
बु. ली, सा, स॑. (कोसल संयुत्त) १११. दीं, नि, (सामव्यफल- 
सुत्त) ११२ बुच, (अनाथपिंडक दीक्षा) ११३, बु, च. (पृष्ठ ३३८) 
११४--११५. अं. नि, (३, ७, ५, )११३, अं. नि. ( ३. ४. ४. ) 
११८. ध. प. ११६. बु. च. (विसाख सुत्त) ११०--१२१, बु, च. 


सूक्कि-कश ६६ 


(संगाय सुत्त) १२२--१२३, अं नि. (३, २ १) १२७, म, नि. 
(ककचूपमसुत्तंत) १९४--१२७. स. नि. (पासरासि सुत्तत) १४८: 
म. नि. (मार्गंदिय सुत्तंत) १२६, म. नि. (चंकि सुत्त) १३०-- 
१३१२ से, नि, (सघुरिस धम्म सुत्तन्त), १३३. स. नि. (आनंज 
सप्पाव सुत्तंत) १३४. स- नि. (सुभ सुत्तत) १३४. ध. प. (मिक्खु- 
बग्गो) १३६--१३८. ध. प. (मग्गवग्गो) १३६, सम. नि. (महासारो- 
पम्र सुत्त) १४०. सु. नि. (आलवक सुत्त) १४१--१४४ सु. नि. 
(सुभासित सुत्त) १४४. अं. नि. (४-१-४) 


ग्रकुशल 
अ्रकंप्य 
ग्रनागामी 


अनादान 
अनुत्तर 
अनुशय 
अभिज्ञा 
असपत्न 
असमाति 
अष्टागिकमारगे 


आयतन 


आयंसत्य 


आखव 
आहेत 


उपेक्षा 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


कोश 


पाप; दुष्कृत्यः 

स्थिर 

कामवासना और क्रोध इन दो संयोजनोका सपू- 
णंतया उच्छेद करनेवाला भ्रमण 

अपरिगह 

जिससे उत्तम कोई दूसरा न हो 

मल 

दिव्य ज्ञान 

जिसका कोई प्रतिस्पर्धी अथवा शत्रु न हो । 
समाधिरहित; अ्रशात 

आठ अंगॉवाला मार्ग; आठ अंग ये हँ--सम्यकू 
दृष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यकू वचन; सम्यकू 
कर्मानत, सम्यक्‌ आजीब, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक्‌ समाधि । इसे “मध्यमा प्रति- 
पदा? भी कहते हैं 

आश्रय; बौद्ध दशनमें आयतन दो प्रकारके हैं- 
आध्यात्मिक या आंतरिक ओर बाह्य । चचक्तु, 
्रोत्र, झ्ााण, जिह्ा, काय और मन ये आध्या- 
व्मिक आयतन हैं | और, रूप, रस, शब्द, गंध, 
स्पश और धर्म ये बाह्य आयतन हैं | 

उत्तम सत्य जो चार प्रकारका है--दु/ख, दुःख- 
समुदय, दुःखनिरोध ओर दुःखनिरोधका मार्ग । 
मल; प्रवाह 

अहतका धर्म 

मध्यस्थता, तीसरा बोध्य॑ग 


उपोसथ 
आ्रोध 
अंत 
ऋद्धिपाद 
कषाय 
कुशल 
कोश 
छुंद्‌ 
दान्त 
दौम॑नस्य 
परिदेव 
पंचोपादान 


प्रतिपत्ति 
प्रधान 
प्रविचय 
प्रदवज्या 
प्रश्रव्धि 
बोध्यग 


मार 
र्ति 
बितके 
विज्ञान 
वीये 
वूषल 
बेदना 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥| 


] ॥ ॥ ॥ ॥ || 


॥| 


कोश १०१ 
त्रतका दिन 

भवसागर; संसार-प्रवाह 

अतिसीमा 

असाधारण ज्षमता या दिव्य शक्ति 

मल 

पुण्य; सत्कर्म 

पुनजन्म देनेवाला कर्म 

राग 

जिसने इंद्रियोका सपूर्णतया दैमन कर लिया है। 
दुर्मेनता; मानसिक दुःख- 

रोना-विलपना 

पॉच अभिनिवेश, जो ये है--रूप, वेदना, संशा, 
संस्कार ओर विज्ञन | 

मांगे 

प्रयत्न; निर्वाणसंबंधी प्रयत्न 

संग्रह; अन्वेषण 

संन्यास 

शाति; एक बोध्यंग 
निरवाण-ज्ञानके श्रग, जो सात हैं--स्मृति, धर्म- 
विचय;, वीये, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा | 
शैतान 

सुखोपभोगोके पदार्थोमें आसक्ति 

मिथ्या संकल्प 

चित्तकी धारा 

उद्योग; मनोबल 

चाडाल ु 

इंद्रिय और विषयके एकसाथ मिलनेके बाद चित्तें 


१० 


व्यापाद 

शासन 

शास्ता 
शीलत्रत 
श्रावक 
श्रोतावधान 
समाहित 
संबोधि 
संयोजन 
संज्ञा 


स्कंच 


| 


| 


_अलमपधाक 
_अकिकयायणसाक 


बुद्धइ-बाणी 
जो दुःख-सुख आदि विकार उत्पन्न होता है उसे 
बेदना कहते हैं। 


क्रोध 

शिक्षा; धरम 

गुरू 

श्रमण संन्‍्यासीके आचार और वत 
गृहस्थ 

श्रद्धा ओर प्रशापू्वक सुनना 

एकाग्र 

परमजश्ञान; मोक्षश्ान 

मनका बंधन 


इंद्रिय और विषयके एकसाथ मिलनेपर, अ्रनुकूल-प्रति- 
कूल वेदनाके बाद “यह अम्ुक विषय है? इस प्रकारका 
जो ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। 

समुदाय 


